प्रहलाद 


(प्राच्यविद्याओं की त्रेमासिक शोध-पत्रिका) 





सम्पादक 
डॉ० विष्णुदत्त 'राकेश' 
पी-एच.डी., डी.लिट. 
संयुक्त-सम्पादक 


डॉ० विनोदचन्द्र सिन्हा 
एम.ए. पी-एच.डी. 


वर्ष : १८८५ ] (जनवरी से मार्च तक) [ अज्ुः :$१ 





गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


प्रधान संरक्षक 
थी बलभद्रकूमार हजा 
कुनवात 
संरक्षक 


श्री रामप्रसाद वेदालंकार 
आचाये एवं उप-कुलपति 


प्रबन्ध सम्पादक 


डॉ० राधेलाल वाष्णेंव, जनसम्प्क अधिकारी 


व्यवस्थापक 
जगदीश विद्यालंकार 


प्रकाशक 
बोरेन्द्र अरोड़ा, कुलसचिव 


विषय- सूची 


क्रम विषय लेखक पृष्ठ सख्या 
१ -वेदामृतम्‌ डॉ० कपिलदेव द्विवेदी ट 
२-युवा-क्षमता का सदुपण्णगेग श्री बलभद्रकुमार हजा १० 
३--पं० नाथूराम शर्मा डॉ० भवानीलाल भारतीय. १५ 
४-प्राचीन भारत में मन्त्री-परिषद्‌ डॉ० विनोदचन्द्र पिन्‍्हा २० 
५-भारतीय गणित का सर्वेक्षण श्री वीरेन्द्र अरोड़ा २४ 
६-मथुरा कला में “केतु श्री कष्णकुमार ५2 
७--आचाये शुक्ल और लोकमंगल डॉ० राममूत्ति त्रिपाठी ३५ 
८--“'बस बुराई जासु तन डॉ० विजयपाल शास्त्री ४२ 
5--रास|यनिक युद्धकर्मक डॉ० ए० के० इन्द्रायन ४३ 
१५० गुरुकुल संग्रहालय में सुरक्षित गुप्त- 
कालीन मण्मूतियाँ श्री सुखवी र सिंह प्र 
११--उपाध्याय का स्वरूप आचाय॑ वेदप्रकाश शास्त्री प्‌ 
१२-वतंमान परिस्थितियों में युवाओं की 
भूमिका श्रो देव आशीष भट्टा चाय॑ श्र 


१३--परिस र परिक्रमा-- 
(अ) दयानन्द ने हिन्दी पत्रकारिता 


को नई चेतना दी श्री भोपालसिह त्यागी ६७ 
(ब) गुरुकुल कांगड़ो में कुलपति 
सम्मेलन ध््ट 
१४--निकष पर (पुस्तक समोक्षा)-- 
कामायनी एक सह-चिन्तन डॉ० विष्णदत्त राकेश प्‌ 


१५--- सम्पादक की कलम से र्ट 


प्रहलाद' के मुख-पृष्ठ पर अंकित चित्र का विवरण 


गुप्तकालीन मण्मूति 


आवक्ष, पुरुष प्रतिमा : 


गुरुकुल संग्रहालय नं० २४३/३५ (८०८५.५१८२ से० मी०) : मथुरा से 
प्राप्त यह प्रतिमा पाँचवीं शती ई० की है। यह गेहुँए रंग की मिट्टी से निमित 
है । इस प्रतिभा में पुरुष कलापूर्ण ढंग से केश-विन्यास किए हुए है । केशों की 
रचना अलकावली के रूप में दिखाई गई है जो मस्तक के दोनों ओर पंक्तिरूप 
से कन्धों पर लहराते हुए भव्य रूप में सज्जित हैं। पुरुष का गोल चेहरा, ओठों 
पर रहस्यमयी मुस्कान, आँखें उन्‍्मीलित, माँसपेशियों का अभाव और कानों 
में कुण्डल हैं | प्रतिमा में ऊपर की ओर एक छिद्र है । सम्भवतः इस छिद्र का 
उपयोग प्रतिमा को दीवार पर टाँगने के लिए किया जाता था । 


इस प्रतिमा में सौन्दयं और रूप-सज्जा की भावना स्पष्ट रूप से दिख- 
लाई देती है। यह प्रतिमा कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है । 


--सुखवीर सिह 
सहायक क्यूरेटर 
पुरातत्व संग्रहालय 


वेबामृतम्‌ 
जन॑ विश्वती बहुधा विवाचसं 
नानाधर्माणं पृथियी य थौकसम्‌ । 
सहसा धारा द्रविणस्थ मे दुहां 
ध्रवेव धेनुरनपस्फुरन्तो ॥ अथर्व १२-१-४५ 
भाषा ओर धर्म-भेद से भेद नहीं 

शब्दाथं-- (बहुधा) अनेक प्रकार से, (विवाचसम्‌) विभिन्न भाषा बोलने 
वाले, (नानाधर्माणं) विभिन्‍न धर्मों के मानने वाले (जनम्‌) लोगों को, (यथा 
ओकसम्‌) एक घर में रहने वाले ब्यक्तियों की तरह (विश्रती) धारण करती हुई 
(प्रथिवी) भूमि (प्रूवा) स्थिर, निश्चल (अनुपस्फुरन्ती) न बिदकने वाली, 
(घेनु: इब) गाय की तरह (मे) मुझे, (द्रविणस्य) धन की, ऐश्वयं की, (सहस्र - 
धारा:) सहस्रों धाराएँ (दुह्मम) दूध दें । 

भावाथ--अनेक प्रकार से विभिन्‍न भाषा बोलने वाले और विविध धर्मों 
को मानने वाले लोगों को एक परिवार के तुल्य धारण करने वाली पृथिवी, 
निश्चल एवं न बिदकने वाली गाय की तरह, मुझे ऐश्वर्य को सहस्रों धाराएँ 
प्रदान करे । 

अनुशीलन - अथवंबेद के पृथिवी सूक्त के इस मन्त्र में अत्युत्तम राष्ट्रीय 
शिक्षा दी गई है, मन्त्र का कथन है कि इस पृथिवी पर नाना भाषाएं बोलने 
वाले लोग रहते हैं। इसी प्रकार विभिन्‍न धर्मों वाले लोग भी रहते हैं ! ये सभी 
पृथिवी के लिये एक परिवार के व्यक्ति हैं! परथिवी भाषाभेद और धर्म॑भेद से 
किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं करती है, उसी प्रकार प्रथिवी पर रहने वाले 
सभी नागरिकों का कतंव्य है कि वे भाषा-भेद और धम्म-भेद के आधार पर कोई 
भेद-भाव न करें । इस दोष को दूर करने का उपाय बताया गया है कि विभिन्‍न 
भाषा और धरम के लोगों को परिवार का एक अंग समझें । सब में पारिवारिक 
सद्भावना उत्पन्न होने पर किसी प्रकार का कोई वेमनस्य नहीं हो सकेगा । 

मन्त्र में दूसरी बात कही गई है कि यह पृथिवी शांत गाय की तरह हमें 
ऐश्वयं दे, शांत गाय जिस प्रकार अधिक से अधिक दूध देती है, उसी प्रकार यह 
पृथिवी भी प्रसन्‍न होकर हमें सभो प्रकार का ऐश्वयं दे । उचित समय पर यदि 
दर्षा हो, सिचाई की व्यवस्था ठीक हो तो प्रथिवी सुवर्ण उगल सकती है। धन- 
धान्‍्य आदि के लिए सामूहिक परिश्रम की आवश्यकता है। सामूहिक परिश्रम 
ओर सिंचाई आदि की समुचित व्यवस्था होने पर प्रथिवी हमारे लिये कामधेनु 
हो सकती है । 


--डा० कपिलदेव द्विवेदों 


[ ४ ] 


युवा-क्षमता का सद॒पयोग 


बलभद्रकुमार हजा 
कुलपति 
गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय 


भारत जंसे महान देश के लिये यह अत्यन्त गम्भीर प्रश्व है कि हम उस 
के उत्थान हेतु युवाक्षमता का किस प्रकार उययोग करें। यह निविवाद है कि 
किसी देश का युवा वर्ग ही उसकी रीढ़ की हड्डी के समान होता है, जिस पर 
राष्ट्र का वतंमान तथा भविष्य निभर होता है। भारत के स्वतन्त्रता संग्राम 
में युवा-शक्ति ने जो शानदार भूमिका निभाई, उसका वर्णन सदा स्त्र्ण अक्षरों 
में किया जायेगा। ऐसे महत्वपूर्ण युवा वर्ग को सुदृढ़ एवं उन्नत बनाता राष्ट्र 
की स्वंप्रथम आवश्यकता है । 


पहला प्रश्न यह है कि युवाशक्ति से हम किस प्रकार का सहयोग लें 
अथवा युवाशक्ति का किस प्रकार सदुपयोग करें ? इस पर विचार करने से पू्व॑ 
हमें सोचना होगा कि वे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्‍या हैं, जिनके लिये युवा- 
शक्ति की सहायता अपेक्षित है ? आव्श्यकताओं का समुचित आकलन करने 
हेतु हमें युद्ध तथा श/न्ति दोनों ही परिस्थितियों पर विचार करना होगा । 


जहाँ तक युद्ध की परिस्थितियों का सम्बन्ध है, यह निश्चित है कि वहाँ 
युवा-शक्ति के बिना काम नहीं चल सकता और युवाशक्ति ही संनिकों के वेश में 
देश की सीमाओं की रक्षा करती है । 


शान्ति की परिस्थितियों में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकताए है-- 
बेकारी तथा दरिद्रता का उन्मूलन, भ्रष्टाचार निवारण, दहेज-प्रथा जैसी सामा- 
जिक कुरीतियों के विरुद्ध संघषं, प्रोढ़-शिक्षा, महिला-उद्धार, हरिजन-उद्धार, 
प्रदूषण-निवा रण, बन-रक्षा, लोकतान्त्रिक अनुशासन की स्थापना तथा देश को 
एकता एवं अखण्डता को रक्षा । 


इनमें सवंप्रथम बेकारो तथा दरिद्रता उन्मूलन का प्रश्न आता है। इस 
के साथ ही नैतिकता तथा भ्रष्टाचार निवारण के प्रश्न जुड़ हुए हैं । आज 


[ १० | 


हमारा युवावर्ग १४-१६ वर्ष तक पठन-पाठन करने के उपरान्त भी अपने आप 
को उस समय अत्यन्त निस्सहाय, तिरस्कृत और छला हुआ महसूस करता है, 
जब वह अपनी शिक्षा के अनुरूप व्यवसाय प्राप्त नहीं कर पाता। इससे यह तो 
स्पष्ट है ही कि हमारी शिक्षापद्धति दोषपूर्ण है । अतः यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि हम विद्यार्थियों को ब्रह्मचयं की अवस्था मैं किसी न किसी क्रिया-कौशल में 
दक्ष बनायें, जिससे वह स्नातक स्तर पर पहुँचते-पहुँचते स्वावलम्बी बन सके 
और बेकारी के मंवर में न फेसे। कहावत है--ब॒भ्नक्षित: कि न करोति 
पापम्‌........? अत: युवा वर्ग को भुखमरी से बचाना, उसकी कार्यक्षमता तथा 
कौशल बढ़ाना हमारा पहला कतंव्य है । स्वावनम्बी युवावर्ग स्वदेश प्रेमी हो 
तो सोने में सुहागा है । 


प्राकृतिक दृष्टि से भारत एक बहुत समृद्ध देश है, किन्तु बावजूद छः 
पंचवर्षीय योजनाओं के, भारत की अर्थ-व्यवस्था अभी भी इतनी असनन्‍्तुलित है 
कि इसकी अधिकाँश जनता अभावग्रस्त है । इस असन्‍न्तुलन और बेषम्य को 
मिटाना हमारा परम कतंव्य है। आज अमीर और गरोब दो परस्पर विरोधी 
वर्ग बन गये हैं। ऐसी विषद्‌ आथिक विषमता के मिटने से ही श्रष्टचार दूर 
होगा, तभी नेतिकता का वातावरण उत्पन्न होगा । और देश से दहेज जेसी 
कुप्रथाए' दूर होंगी । सही अर्थों में देखा जाये तो दहेज का दूसरा नाम लड़कों 
अथवा पतियों की बिक्री ही तो है। एक सुसंस्क्ृत, समृद्ध समाज में पति बिकंगे 
नहीं, किन्तु स्वयं वरे जायेंगे। 


इसके साथ ही महिला-उद्धार, प्रौद़-शिक्षा, हरिजनोद्धार की समस्याएं 
जुड़ी हैं। नारी शक्ति देश की आधे से अधिक शक्ति है । आधी तो संख्या के 
हिसाब से और अधिक इसलिये कि इसमें मातृ-शक्ति, भगिनीशक्ति, पत्नी-शक्ति 
तथा पुत्रीशक्ति निहित है, जो युवा शक्ति पर अदृष्ट किन्तु असीमित प्रभाव 
डालती है, इन्हें जागृत करने का भार भी प्रबुद्ध वर्ग पर ही है । 


अभाव के अतिरिक्त हमारा समाज अज्ञान के अन्धकार से ग्रसित है। यूँ 
भी कहा जा सकता है कि अज्ञान के कारण हमारा समाज अभावग्रस्त है । 
अज्ञान के कारण ही पाखण्ड फलते-फूलते हैं, कुरीतियाँ समाज में घर करती हैं । 
मानव और प्राकृतिक सम्पत्ति का विकास नहीं होता । राष्ट्रीयता की भावना 
जातीयता के नीचे दब जाती है। फलस्वरूप देश की अखण्डता खतरे में पड़ 
जाती है। सारांश में समाज अपंग बनता है । 


, अज्ञान के निवारण और विज्ञान के प्रसार में प्रबुद्ध और जागृत युवा- 
शक्ति यथेष्ठ योगदान दे सकती है । अज्ञान और अभाव दूर हुआ तो अन्याय 
की गुजायश ही कहाँ रह जायेगी ? 


[ ११ ] 


अतः हम लौट-फिर कर वहीं आते हैं कि हम युवावगं को ऐसी शिक्षा दें 
जिसके द्वारा उनमें किसी कार्य-कौशल के अतिरिक्त पौरुष, नेतिकता और देश- 
भक्ति का बिकास हो । ह 


मनुष्य अपनी जीवन-यात्रा में जगह-जगह पर दो राहों पर आ खड़ा 
होता है । उसको सोचना होता है कि किधर जाऊँ, किधर न जाऊँ, अब कौन 
सा रास्ता पकड़ ? सही या गलत रास्ते का ज्ञान करने हेतु उसे विवेक की 


आंवश्यकता होती है। विवेक शक्ति जागृत हो जाये तो मनुष्य सही रास्ता हो 
पकड़ेगा । 


विवेकशक्ति जागृत करने हेतु हम वेदिक और संस्कृत-साहित्य का 
आंश्रय ले सकते हैं । प्रत्येक साधक या राहगोर के जीवन में वेद और संस्कृत 
सुभाषित मार्ग-दर्शंक के रूप में सिद्ध हो सकते हैं । वेद का वाक्य-- 
“उत्तिष्ठत्‌ जाग्रत प्राप्य वशन्निबोधत” सुस्त, हतोत्साह, तमस से घिरे हुए 
मनुष्य को उठने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है । “इशावास्यमिद॑ं ....... 
इत्यादि मनुष्य को ईश्वरीय शक्ति का आभास कराते हुए लालच से बचाता है । 


इसी प्रकार संस्कृत का यह सुभाषित--“मातुृवत्‌ परदारेबु परद्रव्येषु - 
लोष्ठवत्‌, आत्मवत्‌ स्वेभूतेषु यः पश्यति सः पंडित: ।” भो एक बड़ा भारी 
पथ-प्रदर्शंक है । 


गीता के सोलह॒वें अध्याय के पहले तीन श्लोकों में उन गुणों का वर्णन 
है, जिनके विकास से सात्विक प्रवृत्ति जागृत होती है, अर्थात्‌ अभय, सहृदयता, 
दान, यज्ञ, स्वाध्याप्र, अहिसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, दया, तेज, क्षभा, 
घृति, शौच, इत्यादि ये गुण केवल अभ्यास से ही प्राप्त किये जा सकते हैं। 


अभ्यास हेतु आधारभूत आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम है । धन्य हैं वे बालक 
बालिकाएँ, जिनको ब्रह्मचय वस्था में ऐसे माता-पिता एगं आचाय॑ मिलते हैं, 
जो गुणों का स्त्रयं अभ्यास करते हुए अपने आचार-विचार से उनको प्रेरित 
करे। 


आज के नवयुवकों के सामने यह प्रश्त उभर कर आ रहा है कि वे २१वीं 


सदी में क्या भूमिका निभायेंगे। वेदिक आदर्श के अनुसार उन्हें पितृ-ऋण, देव- 
ऋण तथा ऋषिऋण से उऋण होना है । ' 


[ १२ ] 


पितृ-ऋण से उक्रण होने की खातिर ही तो भगीरथ ने प्रचण्ड तपस्या 
करके गंगा को शिवजी की जटा से मुक्त कराया था । आज देश को ऐसे ही 
समथथ, सशक्त, तपस्वी नवयुवकों की आवश्यकता है। अतः नवयुवकों का पहला 
कार्य भगी रथ जैसा व्यक्तित्व पैदा करना है। तत्पश्चात्‌ भगीरथ को तरह देश 
की समस्याओं से जूझने का है। तभी तो देश में सुख, शान्ति की गंगा का 
अवतरण होगा । 


देव-ऋण से अर्थ है, अपनी शक्तियों का स्वस्थ विकास करना तथा सबके 
हित में अपना हित समझना । जब यह भावना पैदा हो जाये तो फिर जीवन में 
लड़ाई-झगड़ा, अन्याय तथा लौलुपता का स्थान रहता ही नहीं । मन, काणी 
और कर्म स्वतः: संयमित होने लगता है और पारस्परिक सहयोग की भावना का 
उद्भव होता है । 


ऋषि-ऋण से अर्थ है--वेद-वेदाँग का अध्ययन और ब्रह्माण्ड के रहस्यों 
का उद्घाटन, प्रहलाद की भाँति सत्य मार्ग का अनुसरण एवं ध्रव की भाँति 
शाश्वत दोप्ति को प्राप्ति । 


गांधी जी से किसी ने पूछा था--“आपके जीवन का लक्ष्य क्या है ?? गांधी 
जी ने उत्तर विया--'भगवान की प्राप्ति. । प्रश्नकर्ताने कहा--'तो फिर आप 
हिमालय की कन्दरा में जाकर क्यों नहीं तपस्या करते ?” गांधी जी ने कहा-- 
'मेरा भगवान दरिद्रों की कुटिया में रहता है। मैं उसकी वहाँ खोज करता हूँ ।' 


महात्मा गांधी का विद्याथियों के नाम निम्न सन्देश आज भी 
सामथिक है । 


“विद्यार्थी जगत को आज जो शिक्षा मिल रहो है, वह भूवे-नंगे भारत 
के लिये बेहद मंहगी है। उसे बहुत ही थोड़े लोग प्राप्त करने की आशा रख 
सकते हैं । इसलिये उनसे यह आशा रखी जाती है कि राष्ट्र के लिये अपना 
जीवन तक न्योछावर करके अपने को उस शिक्षा के योग्य सिद्ध करें । 


विद्यारथियों को समाज की रक्षा करने वाले सुधा र-कार्यों में अगुआ बनाना 
चाहिये । वे राष्ट्र में जो कुछ अच्छा है, उसकी रक्षा करें और जो बेशुमार 
बुराइयाँ समाज में घुल गई हैं, उनसे निर्भयतापू्वक समाज को मुक्त करें । 
सामाजिक और आशिक प्रश्नों का अध्ययन और उनकी चर्चा वे कर सकते है 
और उन्हें करनी चाहिये, क्योंकि ये प्रश्न हमारी पीढ़ी के लिये उतने ही महत्व- 
पूर्ण हैं, जितना कि कोई बड़े से बड़ा राजनीतिक प्रश्न हो सकता है । 


[ १३ । 


राष्ट्र-निर्माण के कार्यक्रम में राष्ट्र का कोई भी भाग अछूता नहीं रह 
सकता । विद्यार्थियों को देश के करोड़ों मृक लोगों पर असर डालना है तो उन्हें 
किसी प्रान्त,नगर,वर्ग या जाति की दृष्टि से नहीं,बल्कि एक महाद्वीप और करोड़ों 
को दृष्टि से विचार करना सोखना होगा । इन करोड़ों में अछत, शराबी, मुण्डे 
और वेश्याएँ भी शामिल हैं, जिनके अस्तित्व के लिये हम सभी जिम्मेदार हैं । 


इसी प्रसंग में विवेकानन्द ने दरिद्रनारायण की सेवा हेतु भारत के नव- 
युवकों का आद्वान किया था । ह 


आइये ! हम दरिद्रनारायण के दर्शन करने हेतु अभावग्रस्त, सन्तप्त देश- 
वासियों की झुग्गी-झोंपड़ियों में चलें तथा उनकी सेवा का व्रत लें । 


( १४ ] 


आयंसमाज_ के रससिद्ध हिन्दी महाकवि : 


पं० नाथ्रामशंकर शर्मा 


डा० भवानोलाल भारतोय 
अध्यक्ष-दयानन्द अनु० पीठ, चण्डीगढ़ 


आयंसमाज ने हिन्दी भाषा और साहित्य को जो इने-गिने रससिद्ध कवि 
प्रदान किये हैं उनमें त्रजभाषा तथा खड़ी बोली में समान रूप से उत्कृष्ट काव्य 
रचना करने वाले महाकवि नाथू रामशंकर शर्मा 'शंकर' का नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है । शंकर जी का जन्म चैत्र शुक्ता ५, संवत्‌ १४१६ वि० के दिन 
हरदुआगंज (जिला अलीगढ़) में एक गई ब्राह्मण परिवार में हुआ । इनका नाम 
कष्णचन्द्र था । परन्तु इनके जन्म से पूर्ण इनके कई भाई-बहन मर चुके थे अतः 
अन्ध-परम्परानुसार माता-पिता ने इनकी नाक छिदवा कर “नथुआ” (नाथ राम- 
शंकर) नाम प्रदान किया । बड़े होने पर इन्होंने “शंकर” उपनाम धारण किया 
और ये नाय्रामशंकर शर्मा 'शंकर' के नाम से विख्यात हुए । शंकर जी के 
पिता का नाम श्री रूपराम शर्मा तथा माता का नाम जीविनीदेवी था । पिता 
शाक्‍त मतानुयायी थे । डेढ़ वषं की अवस्था में ही माता दिवंगत हो गई, तो 
बालक का पालन पोषण उनको नानी और बुआ ने क्रिया । 


प्रारम्भ में इनकी शिक्षा हिन्दी और उदू की हैई । बाद मे फारसी भी 
पढ़ी । कविता करने का शोक इन्हें बाल्यकाल से ही था। ये इतिहास और 
भूगोल की बातें भो कविता में लिख कर याद करते थे । १३ वर्ष की आयु में 
ही इन्होंने काव्य-रचना आरम्भ कर दी । पहले उद्‌ में लिखना आरम्भ किया, 
पुनः हिन्दी में लिखने लगे । अध्ययन समाप्ति के पश्चात्‌ जीविका की खोज मे 
शंकर जी कानपुर बहुँचे । यहाँ नक्शानवीसी और पेमाइश का काम सीख कर 
नहर के दफ्तर में नौकर हो गये । धीरे-धीरे 'सब-ओवरसियर” के पद पर पहुँच 
गये । लगभग साढ़े सात वर्ष तक राजकीय सेवा करने के पश्चात्‌ एक दिन 
स्वाभिमान का प्रश्न उपस्थित होने पर आपने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे 
दिया । पुनः अनूपशहर आ गये और आयुर्वेद का अध्ययन करने लगे। 
तत्पश्चात्‌ अपने जन्मस्थान हरदुआगंज आ गये, और चिकित्साकाय॑ से 
जीविका-निर्वाह करने लगे । वेद्यक काये में आपको इतनी सफलता मिली कि 
लोग इन्हें “पीयूष पाणि” कहने लगे । अब चिकित्सा करना और कविता 
लिखना, शंकर जी के दो ही कार्य रह गये । 


[ १५ ] 


ऋषि दयानन्द के दर्शन करने का सौभाग्य शंकर जी को अपने ग्राम 
हरदुआगंज में ही प्राप्त हुआ था, परन्तु कानपुर में उन्होंने ऋषि के कई व्या- 
ख्यान भी सुने । अपने जीवन के दो सौभाग्यों का उल्लेख करते हुए वे प्राय: 
कहा करते थे कि उनके जीवन .के दो हो प्रमुख पल हैं। एक तो ऋषि दयानन्द 
के दर्शन तथा उनके उपदेश-श्रवण- का लाभ तथा द्वितीय कुछ तुकबन्दी कर 
लेना । ऋषि के व्याख्यानों का कवि पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे अविलम्ब 
आयंसमाज कानपुर के सभासद बन गये । यहाँ पर ही आपने सुप्रसिद्ध आयें- 
समाजी विद्वान पं० देवदत्त शास्त्री से संस्क्त का अध्ययन किया । हिन्दी के 
प्रसिद्ध निबन्धकार, पत्रकार तथा भारतेन्दुकालीन लेखक पं० प्रतापनारायण 
मिश्र से आपकी प्रगाढ़ मंत्री कानपुर के निवासकाल में हुई । उनके पत्र 
ब्राह्मण” में प्रायः इनके लेख भी प्रकाशित होते थे । अपने सपय के सभी 
साहित्यकारों से उनका प्रगाढ़ मेत्री सम्बन्ध था। “सरस्वती”'के सम्पादक आचाये 
पं० महाबी रप्रसाद द्विवेदी उनका बड़ा सम्मान करते तथा उनकी रचनाओं को 
आदरपूबंक सरस्वती में प्रकाशित करते थे । 


हिन्दी प्र मी सुप्रसिद्ध अंग्र जो विद्वान डा० जॉर्ज अब्राहम पभ्रियसंन ने 
सरस्वती में प्रकाशित होने वाली खड़ी बोली की नीरस और शुष्क कविताओं 
को देखकर आचाय॑ द्विविदी जी को लिखा--क्या खड़ी बोली में सरसता नही 
आ सकती ? खड़ी बोली के प्रबल समथथंक द्विवेदी जी को यह बात बहुत खटकी 
उन्होंने तुरन्त शंकर जी को पत्र लिखा ओर अनुरोध किया कि वे सरस्वती 
के लिये खड़ी बोली की कुछ खास रचनायें भेजकर उनकी लाज रक्‍खें । उस समय 
तक शंकर जी प्राय: ब्रज भाषा में लिखा करते थे । खड़ी बोली में उनकी बहुत 
कम रचनायें प्रकाशित हुई थीं। अब द्विवेदी जी के आग्रह को स्वीकार कर, 
महाकवि ने खड़ी बोली की कुछ महत्वपूर्ण कवितायें लिखकर सरस्वती में 
भेजीं। इन कविताओं में हमारा अधःपतन, सम्मुखोद्धार, बसन्तसेना, केरल की 
तारा, अविद्यानन्द का व्याख्यान, पंचपुकार आदि उल्लेखनीय थीं । इन कवि- 
ताओं को पढ़कर खड़ी बोली कविता के लिये डा० मप्रियर्सन को अण्नी सम्मति 
बदलनी पड़ी । अब उन्होंने द्विवेदी जी को लिखा-- “ये शंकर जी कौन हैं? 
इनकी कवितायें पढ़कर मैंने अपनो सम्मति बदल ली है, और अब मैं निश्चय- 
पूर्वक कह सकता हूँ कि खड़ी बोली में भी सुन्दर और सरल कवितायें हो 
सकती हैं ।” 


सरस्वती के अतिरिक्त फतहगढ़ से प्रकाशित होने वाले “कवि व चित्र- 
कार” नामक लीथो में प्रकाशित होने वाले एक मासिक पत्र में भी उनकी 
रचनायें छपती थीं । प्रसिद्ध हिन्दीविज्ञ कलक्टर ग्राउस साहब के हेड क्लके 


[ १६ ] 


पं० कुन्दनलाल शर्मा इस पत्र के सम्पादक थे, और यह पत्र भी इन्हीं ग्राउस 
साहब की प्र रणा तथा सहायता से प्रकाशित होता था । 


शंकर जी प्रवासभीरू थे। यद्यपि अनेक सत्ता सम्मेलनों वथा उत्सवों के 
निमन्त्रण उन्हें मिलते रहते थे, तथापि अपने ग्राम को छोड़ कर कहीं जाना 
उन्हें पसन्द नहीं था। कई नरेशों ने उन्हें बुलवाया, परन्तु वे नहीं गये । केवल 
एक बार छतरपुर (मध्य प्रदेश) नरेश श्री विश्वनार्थासह तथा उनके तत्कालीन 
दीवान हिन्दी के ख्यातनामा साहित्यकार रावराजा पं० श्यामबिहारी मिश्र 
(मिश्व बन्धुओं में एक) का अनुरोध स्वीकार कर केवल ५४ दिन के लिये छतरपुर 
गये । वहाँ के साहित्य-प्र भी उनका सत्संग लाभ कर अत्यन्त प्रसन्‍न हुये । अमेठी 
के आयं-राजा रणंजयसिह जी तथा उनके भाई स्व०रणवीरसिंह जी के आग्रहवश 
वे दो दिन के लिये अमेठी भी गये थे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व 
करने के लिये भी उनसे कई बार आग्रह किया गया, परन्तु उन्होंने इसे स्वीकार 
नहीं किया | बहुत आग्रह करने पर सम्मेलन के दिल्‍ली अधिवेशन के अवसर पर 
आयोजित अखिल भारतीय कवि-सम्मेलन की अध्यक्षता उन्होंने अवश्य की । 


इस सभय के दिल्ली प्रवास की एक मनोरंजक घटना अविस्मरणीय है-- 
शंकर की दृष्टि वृद्धावस्था के कारण निबंल हो गई थी । दिल्‍ली प्रवास का लाभ 
उठा कर वे अपने नेत्नों की परीक्ष। कराने सिविल अस्पताल के नेत्र विशेषज्ञ के 
पास गये । डाक्टर ने परीक्षा करने के उपरान्त बताया कि एक नेत्र तो ठीक 
हो सकता है किन्तु इसरे की ठीक होने की आशा नहीं है। इस कथन पर आशु 
कवि शंकर जी के मुख से अनायास ही यह कविता निकल गई-- 
बढ़े शंधर से कहतो है 
हाथ जोड़ कविता बाला । 
होकर सुर भजो केशव को । 
ले कर में तुलसो की माला ॥। 


कहना नहीं होगा कि मुद्रा अलंका रयुक्त कविता की इन पंक्तियों को 
सुन कर नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर भौचकके से रह गये, तब उन्हें बताया गया कि 
उनके रोगी और कोई नहीं, हिन्दी के प्रख्यात कवि शंक्रर जी हैं जो दिल्‍ली में 
कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिये आये हैं । 


महाकवि का एक और मनोरंजक संस्मरण यहाँ लिखा जाता है। हिन्दी 
के सुप्रसिद्ध कवि गयाप्रसाद शुक्ल “सनेही” जी “त्रिशुल” नाम से भी कविताएँ 
लिखते थे, शंकर जी के ही शिष्य थे । एक बार ५१ रु० का पुरस्कार उक्त 
त्रिशुल कवि को मिला तो शंकर जी ने विनोदपूर्थंक यह दोहा लिखा-- 
क्या शंकर कविता लिखें, 
क्या पाये उपहार । 


[ १७ | 


इक्यावन तो ले गया, 
शंकर का हथियार ॥ 


शंकर के आयुध विशुल को ही जब पुरस्कार मिल गया तो स्वयं शंकर 
को पुरस्कार प्राप्ति की इच्छा क्‍यों होने लगी ? 


१६२५ ई० में जब महर्षि दयानन्द का जम्म-शताब्दी-उत्सव मथुरा में 
मनाया गया तो उस समय आयोजित विराट कवि-सम्मेलन की अध्यक्षता महा- 
कवि शंकर ने ही की थी। कवि की निस्पृहता तथा निलोम वृत्ति की अनेक 
कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। १८४१३ में जब उनका काव्यसंग्रह 'अनुरागरत्न'छप रहा था, 
तो उनके समक्ष एक राजा का प्रस्ताव आया कि यदिवे उक्त काव्यग्रन्थ को 
राजा साहब को समपित कर दें तो ग्रन्थव्यय के अतिरिक्त पाँच हजार रुपया 
उन्हें भेंटस्वरूप दिया जायेगा । परन्तु शंकर जी ने इन काव्यों को अपने 
निकटतम सुहृद, हिन्दी के सुप्रसिद्ध समालोचक पं० पद्‌मसिह शर्मा को सम- 
पित करने का निश्चय कर चुके थे । इष्ट मित्रों ने तथा स्वयं शर्मा जी ने श्रो 
महाकवि पर जोर डाला कि वे राजा साहब के इस प्रस्ताव को स्वोकार कर 
लें, कुछ अथंलाभ ही हो जायेगा । परन्तु अपनी आन के धनो कवि ने सजल 
नयन होकर कहा--“मैं तो अपनो किताब सम्पादक जी (पं० पदमर्सिह शर्मा) 
कई समपित करेंगो । जो काव्य के ममंज्ञ हैं। धन पीछो भर्या,मो कु दबाओं मत, 
बिचारों राजा कविता कु का जाने” इतने बड़े अर्थप्रलोभन को लात मार कर 
शंकर जी ने “अनुरागरत्त! का समपंण काव्यममंज्ञ पं० पद्मसिह शर्मा के प्रति 
ही किया । 


फरवरी १८४२३ में काशीनिवासी देशभक्त बाबू शिवप्रसाद गुप्त जब 
विश्वभ्रमण को प्रस्थान करने लगे तो पं० पद्मसिह शर्मा की प्र॑ रणा से उन्होंने 
शंकर जी के पुत्र पं० हरिशकर शर्मा को अपने निजी सचिव के रूप में २५०- 
३०० रु० मासिक वेतन देकर अपने साथ यात्रा पर ले जाने का प्रस्ताव रक्‍्खा । 
हरिशंकर जी के लिये इस प्रस्ताव का बहुत बड़ा मूल्य था, क्योंकि मुफ्त में 
संसार-अ्रमण के साथ-साथ अच्छा वेतन मिलने की भो बात थी । परन्तु इस 
प्रस्ताव के साथ-साथ उत्तर प्रदेश आये-प्रतिनिधि सभा के मुखपत्र “आयंमित्र”' 
का सम्पादक-पद ग्रहण करने के लिये पं० घासीराम जो तथा श्री मदनमोहन 
सेठ ने हरिशंकर जी से अनुरोध किया । महाकवि से प्रार्थना की गई कि वे 
अपने सुयोग्य पुत्र को आयंमित्र का सम्पादक पद स्वीकार करने का आदेश 
प्रदान करें । महाकवि ने अपने पुत्र को संसार भ्रमण का प्रलोभन छोड़कर आर्य- 
मित्र का सम्पादन करते हुए आयंसमाज ओर ऋषि दयानन्द के ऋण से उऋण 
होने का आदेश दिया । शर्मा जी ने भी तत्काल स्वीकार किया और वह भी 
केवल ८० रु० मासिक लेकर । 


[ १८ । 


खेद है कि महाकवि शंकर के काव्य का उचित मृल्याँकन हिन्दी के पक्ष- 
पातग्रस्त समीक्षकों ने नहीं किया । उन्होंने शंकर की कविता को नीरस, शुष्क, 
सुधार-बहुला तथा आयंसमाजी ढरे की कहकर उसकी अपेक्षा की । वस्तुतः उन 
समीक्षक नामधारी लोगों में शंकर की कविता को समझने या उसके महत्व का 
निर्धारण करने की क्षमता का नितानत अभाव था, तभी तो इस महाकवि की 
सारस्वत-साधना का यथोचित मूल्यांकन अभी तक नहीं हो सका है। शंकर का 
समग्र काव्य विविध रसपूर्ण एक महासागर के तुल्य है । उनके तीन काव्यग्रन्थ 
अनुरागरत्न', “शंकर सरोज” तथा “गर्भरण्डा रहस्य” प्रकाशित हुये । 
सेकड़ों समस्यापूरतियाँ तथा स्फुट-काव्यरचनायें भी मिलती हैं। “शंकर सवंस्व”” 
शीषंक के अन्तगंत उनके काव्य का महत्वपूर्ण भाग २००८ वि० में पं० हरिशंकर 
शर्मा द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ था । 


समालोचक वर्ग ने चाहे कवि के प्रति उपेक्षा दिखाई हो, परन्तु उसकी 
कविता के यथार्थ गुणों के पारखी भी कम नहीं थे । राजा लक्ष्मणसिह जेसे 
भारतेन्दुकालीन वयोवृद्ध साहित्यकार ने उन्हें “भारतप्रज्ञ न” की उपाधि दी 
तो जगदगुरु शंकराचाय भारती कष्णतीथे जी ने उन्हें “कविशिरोमणि” की 
उपाधि से अलंकत किया । ज्वालापुरस्थित ग्रुरुकुल महाविद्यालय की आय 
विद्वत्सभा ने उन्हें “कविता कामिनी कान्‍्त” की उपाधि प्रदान करते हुए एक 
स्वर्ण पदक प्रदान किया जिस पर निम्न श्लोक अंकित था-- 


कबिता कामिनो कान्‍्त:, 
श्री नाथराम शंकर: । 
ज्यालापुराय विदृषां: 
सभया सान्‍्यतेतराम ।॥ 


महाविद्यालय के ही गुरुवर पं० काशीनाथ जी शास्त्री ने शंकर को 
सरस्वती का अवतार बताते हुए निम्न श्लोक कहे -- 
शंकरं प्रणमन काशी- 
नाथो5ह द्विजसत्तम: । 
काव्य दर्शन संजात 
चमत्कारो निवेदये ।। 
नन॑ “सरस्वतो'” नाथराम 
शंकर पण्डित: । 
अन्यथे दृश पद्मानि को 
निमिमीत सानवा: ।। 


१२६वों जन्म-तिथि पर महाकवि को हमारी विनम्र श्रद्धांलि । 


[ १ ै 


प्राचीन भारत में मंत्री-परिषद 


डा० विनोदचरद्ध सिन्हा 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग 


प्राचीन भारत में जिस प्रकार सभा और समिति की सत्ता थी गैसे हो 
मन्त्री परिषद भी शासन में महत्वपूर्ण स्थान रखतो थी । बेदिक युग में “राज- 
कृत: राजान:' और उत्तर-गैदिक युग में रत्निन की सहायत्ता से राजा शांसन 
काये का सम्पादन करता था। कालान्तर में जब राज्य और भो सुव्यवस्थित 
दशा में आ गये तो मन्त्रौ-परिषद का निर्माण हुआ । कौटलीय अर्थशास्त्र, नीति 


ग्रन्थों और स्मृति ग्रन्थों आदि से मन्त्री-परिषद के विषय में पर्याप्त जानकारी 
मिलती है । 


प्राचीन भारतीय आचार्यो ने मन्त्री-मण्डल को राज्य व्यवस्था का 
अत्यन्त ही महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया है । महाभारत” में उल्लेख है कि 
राजा अपने मन्त्रियों पर उतना ही निर्भर है जितना कि प्राणिमात्र पर्जन्य पर, 
ब्राह्मण वेदों पर और स्त्रियाँ अपने पतियों पर । अर्थंशास्त्रः का कथन हैकि 
जिस प्रकार एक पहिये से रथ नहीं चल सकता उसी प्रकार बिना मन्त्रियों की 
सहायता, अकेले राजा से राज्य नहीं चल सकता । आचाये शुक्र का मत है कि 
योग्य राजा भी सब बातें नहीं समझ सकता, अतः राज्य को अभिवृद्धि चाहने 
वाला राजा योग्य मन्त्रियों को नहीं चुने तो राज्य का पतन निश्चित है। उप- 
युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचोनकाल के हिन्दु विधिवेत्ता मन्त्रो-मण्डल 
को राज्य का अभिन्‍न भंग मानते थे । 


कौटलीय अर्थशास्त्र* में लिखा है--काय॑ प्रारम्भ करने के उपाय, मनुष्यों 
और धन का कार्यों के लिये विनियोग, कार्यों को करने के लिये कौन-सा प्रदेश 
व कौन-सा समय प्रयुक्त किया जाये, कार्यसिद्धि के मार्ग में आने वाली 
विपत्तियों का निवारण और कार्य की सिद्धि-मन्त्र (राजकीय परामशं) के 
ये पाँच अंग होते हैं । इन्हीं के लिये मन्त्रियों और मन्त्री परिषद की आवश्यकता 
होती है । 


मन्त्री-मण्डल के सदस्यों के सम्बन्ध में मनु का मत है कि मन्त्रियों को 


[ २० |] 


संख्या ७ या ८ होनो चाहिये | महाभारत ८ के पन्च मों है | अथंशास्त्र इस 
सम्बन्ध में विभिन्‍न मतों का उल्लेख करता है। जिससे विदित होता है कि 
मानव-सम्प्रदाय वाले १२, बहिस्पत्य सम्प्रदाय वाले १६९ और औरानस सम्प्रदाय 
वाले २० मन्त्रियों के पक्ष में थे । पर आचाय कौटिल्य कै. मत में जितनी आव- 
श्यकता समझी जाये उतने ही मन्त्री नियत किये जाने चाहिये। इन्द्र की मन्त्री 
परिषद में एक हजार ऋषि थे । इसो कारण यद्यपि उनको अपती दा हो आँख 
थीं, पर उसे 'सहख्राक्ष कहा जाता था ।* 


राज्य के विविध पदाधिकारियों के लिये अमात्य शब्द प्रयुक्त होता था। 
देश, काल और धर्म को दृष्टि में रखकर राज्य के विविध अमात्यों की नियुक्ति की 
जाती थी । पर ये सब अमात्य मन्त्री नहीं होते थे ।९ जो अमात्य “सर्वोपधाशुद्ध हों 
उन्हें हो मनन्‍्त्रो पद पर नियुक्त किया जाता था? | जो अमात्य पूर्णतया धामिक हों, 
काम, क्रोध, लोभ, मोह से रहित हों उन्हें ही मन्त्रो पद पर नियुक्त किया जाना 
चाहिये। ऐसे मन्त्रियों से परामर्श करके ही राजा किसी निश्चित परिणाम पर 
पहुँचता था । परन्तु राजकीय परामशं को गुप्त रखना भी बहुत आवश्यक था । 
इसी कारण कौटिल्य ने भारद्वाज का यह भत उद्घुत किया है कि “गुप्त विषयों 
पर अकेला स्वयं विचार करें ।” यदि मन्त्रियों से परामर्श किया जायेगा तो 
परामर्श गुप्त नहीं रह सकता क्योंकि मन्त्रियों के भो मन्त्री होते हैं और उनके 
भी अन्य सलाहकार । विशालाक्ष' इस मत से असहमत होकर अपना मत इस 
प्रकार रखते हैं कि अकेले कभी मन्त्र की सिद्धि नहीं हो सकती । राजवत्ति तीन 
प्रकार की होती है-प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय । यह मन्त्रियों का ही कार्य है 
कि जो ज्ञात नहीं है उत्तका पता लगायें, जो ज्ञात है उसके सम्बन्ध मैं निश्चय 
करें। जहाँ संदेह हो, उसका निवारण करें। अतः राजा को चाहिये कि बुद्धिमान 
लोगों से परामर्श करे । 


आचाय॑ पाराशर* का कहना है कि इस ढंग से मन्त्र का ज्ञान तो हो 
सकता है पर उसकी रक्षा संभव नहीं है। अतः राजा को चाहिये कि उसे जो 
काय अभिप्रेत हो उससे उल्टी बात मन्त्रियों से पूछे । इससे मन्त्र का भी ज्ञान 
होगा और रक्षा भी । पिशुन इससे सहमत नहीं हैं । उनका कथन है कि जिन 
कार्यों से मन्त्रियों का सम्बन्ध हो उनसे उनके विषय में ही परामर्श करना 
चाहिये । ऐसा करने से उचित परामर्श भी मिलता है और मन्त्र भी गुप्त रहता 
है । कौटिल्य इस विचार से भी सहमत नहीं थे। उनके मतानुसार राजा तीन 
या चार मन्त्रियों के साथ परामश करे । एक ही मन्त्री से परामर्श करने पर 
ठह बेलगाम होगा, यथेष्ट आचरण करने लगेगा । दो मन्त्री होने पर दोनों के 
आपस में मिल जाने से राजा स्वयं को असहाय महसूस करेगा । तीन या चार 


[| २१ ] 


मन्त्रियों से परामश करने पर ये दोष उत्पन्न नहीं होंगे। कौटिल्य अथंशास्त्र से 
यह भी विदित होता दै कि मन्‍्त्री-परिषद किसी संसद के प्रति उत्तरदायी 
नहीं थी । 


जातक ग्रन्थों और अशोक के शिलालेखों में भी मन्त्रियों की सभा के 
लिये परिषद शब्द का उल्लेख किया गया है। अशोक के लेखों से सूचित होता 
है कि परिषद का कायें केवल राजा को परामश देना ही नहीं था अपितु राज- 
कीय नीति को क्रियान्वन करने के सम्बन्ध में आदेश देना भी था । 


मन्त्री-परिषद राजा के कार्यों पर नियन्त्रण करने का भी अधिकार 
रखती थी । यह दिव्यावदान की उस कथा से सूचित होता है जिसके अनुसार 
अमात्य राधागुप्त ने युवराज सम्पदि की सहायता से अशोक को इस बात से 
रोक दिया था कि बह राजकोष से बौद्ध विहार के लिये दान दे सके । 


मनुस्मृति! भें लिखा है यदि राजा कोई कार्य सहायकों के बिना करेगा, 
तो वह मूर्ख ही होगा । क्योंकि ऐसा राजा कदापि न्यायपूर्वक अपना काये नहीं 
कर सकता । जो कार्य सुकर होते हैं, वे भी एक व्यक्ति के लिये दुष्कर होते हैं, 
जब तक की उसके सहायक न हों । तो फिर राज्य की तो बात ही क्या ? शुक्र- 
नीति-सार के अनुशीलन से मन्त्री-परिषद को स्थिति पर बहुत उत्तम प्रकाश 
पड़ता है । शूक्क के अनुसार राजा कभो अपने मत के अनुसार कार्य न करे अपितु 
कुछ व्यक्तियों के मतं में सिथित होकर रहे । शुक्र एकमात्र ऐसे विचारदशंक 
हुए हैं जिन्होंने उपाधियाँ भी बतलाई हैं। उनके अनुसार मन्त्री-परिषद में १० 
मन्त्री होने चाहिये । १-पुरोहित, २-प्रतिनिधि, ३-प्रधान, ४-सचिव, ५-मन्‍्त्री, 
६-प्राइविवाक, ७-पंडित, ८-सुमन्त्र, ८-अमात्य, १०-दूृत, । डा० अल्तेकर” के 
अनुसा र--“यद्यपि पूर्व आचार्यों ने विभागों का वर्णण नहीं किया है फिर भी 
हम मान सकते हैं कि विभागों का विभाजन शुक्राचायं द्वारा वर्णित, ढंग पर 
हा होता था, क्योंकि उत्की्णं लेखों में इन मन्त्रियों के उल्लेख इसी या इसके 
पर्यायवाची नामों में मिलते हैं । 


नीति-शास्त्र विष्यक अन्य भारतीय ग्रन्थों में भी मन्त्रियों और मन्त्री- 
परिषद के महत्व के सम्बन्ध में अनेक बातें पायी जाती हैं। नीति वाक्याम तम्‌?5 
में लिखा है--उसे राजा नहीं कह सकते, जो मन्त्रियों का अतिक्रमण करके रहे। 
वस्तुत: प्राचीन समय में भारत के राजा मन्त्रियों के अधीन होकर ही काय 
करते थे। इसी लिये महाभारत के शान्ति पं में लिखा है- राजा तो सदा ही 
परतन्त्र है। सन्धि और विग्रह के कार्य में राजा कहाँ स्वतन्त्र है ? वह तो 
स्त्रियों और क्रीड़ाविहार तक में स्वतन्त्र नहीं होता । वह तो सब मन्त्र अमात्यों 


[ २२ |] 


के साथ ही करता है । राजा को स्वतन्त्रता कहाँ है ? 


उपयु क्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में मन्‍्त्री-परिषद का स्थान 
अत्यन्त महत्वपूर्ण था और राजा की स्वेच्छाचारिता पर.. नियन्त्रण रखने का 
कार्य मन्त्रियों के ही हाथों में था । क 


सन्दर्भ : 


१- महाभारत : ५. ३७.३८ 
२- अथंशास्त्र : १.३.१ 

३- शुक्र ; २.८१ 

४- कौटलीय अथंशास्त्र १/१५ 
५- कौटलीय अर्थशास्त्र १/१५ 


६- १9 १9 १ । कक 
3-८ १9 १7 १ | १० 
छः 97 ह १/१५ 


€- » » ै/१५ 

१०- मनुस्मृति, अध्याय ७ 

११- शुक्रनीति सार ३२/२ 

१२- डा० अल्तेकर, प्राचीन भारतीय शासन पद्धति । 
१३- नीति वाक्यामृत अ॥ १० 

१४- महा० शान्तिपवं, ३२५/१३६९-६४० 


[ २३ ] 


भारतीय गणित का सर्वेक्षण 


बीरेन्द्र अरोड़ा 
कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


सामान्य रूप से गणित की तीन धाराएं---अ कगणित, बीजगणित तथा 
ज्यामिति अधिक प्रसिद्ध हैं। अधिकाँश लोगों की यह धारणा होगी कि अन्य 
आधुनिक विद्याओं की तरह यह शास्त्र भी भारत में बाहर से आया होगा । पर 
यदि गम्भी रता से विचार किया जाये और भारतीय विद्वानों के द्वारा किये गये 
शोधकायें का अवलोकन किया जाये तो ज्ञात होगा कि गणित का इतिहास 
भारतीय विद्याओं में प्राचीनतम है। वेदिक युग से लेकर बीसवीं शताब्दी तक 
के भारतीय विद्वानों ने बार-बार यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि 
गणित का उद्भव और विकास भारत में हुआ । यह ठीक है कि छः वेदाँगों में 
गणित ज्योतिष का ही अंग होकर विवेचित हुआ, उसे स्वतन्त्र रूप से प्रत्ति- 
प्ठित होने का कोई परम्परागत आधार नही मिला । आइजक राड़ हन्टर, जार्ज 
जन्सटन, आलविन, हरमान हेन्कल जैसे लन्दन ओर जर्मन के विद्वानों ने गणित 
के इतिहास की अनेक पुस्तक लिखीं हैं, किन्तु उनमें भारतीय योगदान की चर्चा 
नहीं के बराबर हुई है। भारत के आधुनिक विद्वान्‌ शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने 
सर्वप्रथम भारतीय गणित पर भारतीय ज्योतिष नामक ग्रन्थ में साधिकार 
चर्चा की और १८४५१ में यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। गायकवाड़ सरकार ने उन्हें 
१८८६ में १०००/-के पारितोषिक से पुरस्कृत किया था| हिन्दी समिति ग्रन्ध- 
माला, लखनऊ से यह पुस्तक हिन्दी में अनुदित होकर प्रकाशित हो गई है । 
इसके बाद १८१०में पंडित सुधाकर द्विवेदी ने बनारस से गणित का इतिहास 
प्रकाशित कराया । इसमें भास्कर जैसे विद्वानों के अंकगणितीय और बीजगणि- 
तीय कार्य का दिग्दर्शन कराते हुए ज्यामिति पर विशेष विचार किया गया था । 
वराहमिहिर के सूर्य सिद्धान्त, सूर्य सिद्धान्त का स्पष्टाधिकार, ज्यातारिणी और 
आजकल की रीति से ज्या के मान की तुलना करते हुए भारतीय इतिहासकारों 
की विशेषता बताई गई थी । आयंभट्ट ने“ज्या'सारिणी बनाने के प्राचीन नियमों 
के अतिरिक्त एक नया नियम भी दिया था । जेसे “पहली ज्या से उसको उसी से 
भाग देकर घटा दो इस प्रकार सारिणी ज्याओं का दूसरा अन्तर प्राप्त होगा । 
कोई-सा भी अन्तर निकालने के लिये उससे पिछले समस्त अन्‍्तरों के जोड़ को 


[ २४ ] 


पहलो ज्या से भांग देकर उससे पिछले अन्तर में से घटा दो, इस प्रक्रार सारे 
अन्तर प्राप्त हो जायेंगे । यदि आयंभट् की ज्या सारिणी के साथ ज्याओं के 
आधुनिक मान दिये जायें, तो कोई विशेष अन्तर नहीं आता है । प्रोफेमर ए० 
एन० सिंह की पुस्तक “हिन्दु द्विगनोमेटरी” से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है । 
आयंभट्ठ नवीं शताब्दी के गणितज्ञ हैं, अलब्यूरीनी ने भ्रम से दो आयें भट्टों का 
उल्लेख किया है, पर भारतीण विद्वान एक ही आयंभट्ट का अस्तित्व स्वीकार 
करते हैं । इनके आय॑ सिद्धान्त ग्रन्थ में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और 
गोला सभी विषयों का समावेश है । जिस लीलावती की चर्चा आधुनिक विद्वान 
करते हैं, वह भास्कराचाय॑ की ज्योतिष सम्बन्धी सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ का 
ही एक खण्ड है। आयंभट्र को समझना कठिन हो गया होता यदि उसके टोका- 
कार परमादीश्वर ने सिद्धान्त दीपिका न लिखी होतो । काशो के ही बाबूदेव 
शास्त्री ने १८५६१ में इसका एक खण्ड छपवाया था। आपको जानकर आश्चयं 
होगा कि सारिणी बनाने की भास्कराचाय॑े ने जो सात विधियाँ दो हैं, उनमें से 
एक आलेख प्रधान या ग्रेफिकल भी है । (:४]८पर४7० 7 के लिये भारत में कलन 
शब्द का प्रचलन रहा है | पंडित सुधाकर द्विवेदी ने सर्गप्रथम (8।०८०॥0$ के 
लिये कलन शब्द का प्रचलन किया। वह राजकीय संस्कृत कालेज में पुस्त- 
कालाध्यक्ष थे । अंग्रेज सरकार ने इनके गणित मम्बन्धी कार्य को देखकर महामहो- 
पाध्याय की उपाधि दी थी। इन्होंने $9॥0704 (0९०07०79 (गोलोय रेखा- 
गणित)नाम से ग्रन्थ की रचना की थी ।आज भी ॥7०ट8/94007 के लिये समा- 
कलन, 307700०0 के लिये परिमित फनन तथा +प्राठक्राशशानं 060 0ा 
० ॥76श274 (६0००५ के लिये चलराशि कलन का मृुलभूत प्रमेय तथा 
[रल56 जाशिशाांणा के लिये उत्तम अवकलन जैसे शब्दों का प्रयोग 
भारतीय गणित के इतिहास में ५० वर्ष पहले जो पंडित सुधाकर दिवेदी ने 
चलाया, वही आज भी चल रहा है। अग्र जी में दो खण्डों मों 0. 8. $णाए 
ने स्रांई707 ० शिधा।शाक्षा0& लिखकर संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का 
गणित, परिकलन यन्त्र, कविम संख्याएं, ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, 
नाप-तोल तथा कलन पर जो कुछ लिखा है, वह गणित के पाठक के लिये 
मार्गदर्शन का काम करते हैं, किन्तु इसमें भारतीय विचारकों पर विचार नहीं 
किया गया है। १६३२ में 8. 8. 0006 ने कलकत्ता से 50०6४ 07 ४ए04 
(शुल्ब सूत्र) तथा गणेशप्रसाद ने १६३३ में बनारस से 5076 0 &वथवा 
जा लाबांलंबा$ ० प6 49॥ एशआपाए लिखकर भारत में गणि- 
तीय गवेषणा को परम्परा को स्थापित किया । १४३३ में ही 8. 8, 77॥ और 
6. 'ि. जाग ने संयुक्त रूप से सांई0ए ० प्राग07 १४७॥॥०॥१०॥05$ दो 
खण्डों में लिखकर लाहौर से प्रकाशित कराया । फिर तो भारतोय गणित पर 
कई विद्वानों ने अलग-अलग पुस्तकें प्रकाशित कराई, जिनमें डा० ब्रृजमोहन, 


[ २५ ] 


डा० कृपाशंकर शुक्ल तथा डा० गोरखप्रसाद के नाम उल्लेखनीय हैं । 


ज्यामिति और बीजगणित पर विचार शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदी के निर्माण 

के प्रसंग में हुआ है। किन्तु अंक सिद्धान्त तथा गणना परम्परा भारत में प्राचीन 
मिलती है । सिकन्दर के आक्रमण के समय तक लोगों का कहना है कि भारत 
में अंकऊगणित का विकास नहीं हुआ था । किन्तु हिन्दू संख्या पद्धति ५००० और 
१००० ई० के बीच की उपज है जिसमें आयंभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त 
तथा महावीर ने क्रपशः आय सिद्धान्त, ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त, तथा गणित सार 
संग्रह लिखकर भारतीय अंकगणित को व्यवस्थित किया । आयंभद्ठ ने वगंबल 
निकालने के रोचक सूत्र दिये हैं, इनके द्वारा दी गई वर्गमूल क्रिया ठीक वेसो ही 
है, जेसे आधुनिक गणित में । इसमें कई बार जाँच भजनफल लेने की भी ब्य- 
वस्था है, यह सूत्र श्लोकों मैं जेसे:-- ग् 

“भाग हरेद्वर्गान्नित्यं द्विगुणेन वर्गमूलेन । 

वर्गाहगें शुद्धे लब्धं स्थानाव्तरे मुलम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-ईकाई के स्थान से आरम्भ करके प्रत्येक दूसरे अंक के ऊपर 
एक बिन्दु रखो जितनी बिन्दियाँ लगेंगी उतने ही अक वर्गमूल में होंगे । इसी 
प्रकार घनमूल निकालने की विधि इस प्रकार दी गई है :-- 


“अघनाद भजेद्‌ द्वितोयात्‌ त्रिगुणेन घनस्य मूलवर्गेण । 
वर्गस्त्रिपू्व गुणित: शोध्य: प्रथमाद धनश्च धनाद्‌ ॥”' 


अर्थात्‌-पहले दी गई संख्या पर दाहिने से आरम्भ करके और दो-दो 
अंक छोड़कर बिन्दियाँ लगा दी जायें, सबसे बायीं ओर जो संख्या बचे, उसे 
बडी से बड़ी संख्या जिसका घन उसमें से घट सकता हो निश्चित कर ली 
जाये । उसे भजनफल में रख लिया जाये ओर उसके घन को बांयी वाली संख्या 
से घटा लिया जाये | महावीर ने तो बड़ रोचक प्रश्न बनाये हैं, भिन्‍नों पर 
बड़ी रोचक दृष्टि से विचार भी किया है । 


एक उदाहरण देखिये--- 


“फलभार नम्न कम्र शालिक्षेत्रे शुका स्समुपा विष्टा: । 
सहसोत्थि मनुष्ये: सर्वे सन्त्रासितास्सन्त: ॥। 

तेषामर्ध प्राचोमाग्नेयों प्रतिजगाम षड़साग: । 
पर्वाग्नेयीशेष: स्वदलोन: स्वार्धथेर्वाजतों यामीम ॥। 
याम्याग्नेयी शेष: स नेऋ त्रि स्वद्धिपन्चभागोन । 


[ २६ | 


यामोनेक्र त्यं शक परिशेषों वारुणोमाशाम्‌ ।। 

नेऋ त्यपर विशेषों वायव्यां सस्वकत्रि सप्तांहश: । 
वायव्यपर विशेषों युतस्व सप्ताष्टम: सोमीम्‌ ।। 
वायव्युत्त योयु तिरेशानीं स्वत्रियागयुग होना: । 
दशगुणिताष्टाविशतिरवशिष्टा व्योम्निकति कोरा: ॥ 


अर्थात्‌-एक धान के खेत में, जिसका दाना पक चुका था और बालें 
बोझ से झुकी जा रहीं थीं, तोतों का एक झुण्ड उतरा । रखवालों ने उन्हें डरा- 
कर उड़ा दिया । उनमें से आधे पूर्ण दिशा को चले गये और १/७ दक्षिण पूर्ण 
की ओर । इन दोनों के अन्तर में से अपना आधा घटा कर जो बच रहे उसमें 
से फिर उसी का आधा घटाने पर जितने बचे रहे, वे दक्षिण दिशा में गये । 
जो दक्षिण गये और जो दक्षिण-पूर्ण गये उनके अन्तर में से उसी का २/५ 
घटाने से जितने बच रहे, वे दक्षिश-पश्चिम गये । जितने दक्षिण गये और जितने 
दक्षिण-पश्चिम गये जितना इन दोनों का अन्तर हो, उतने पश्चिम गये । जितने 
दक्षिण-पश्चिम गये और जितने पश्चिम गये उनके अन्तर में उसी का ३/७ 
जोड़ने से जो आये उतने उत्तर-पश्चिम गये ! जितने उत्तर पश्चिम गये और 
जितने पश्चिम गये उनके अन्तर में उसी का ७/८ मिलाने से जो फल आये उतने 
उत्तर गये । जो उत्तर-पश्चिम गये और जो उत्तर गये, उनके जोड़ में से उसी 
का २/३ घटाने से जो प्राप्त हो उतने ही उत्तर पूर्ण गये । और २८५० तोते 
आकाश में विचरते रह गये । तो कुल मिलाकर झुण्ड में कितने तोते थे ? 


प्रोफेसर ए० के० वेग ने 'िव्रील्यन्ांटड3 जी #्राटंशा। 70 
८0८४०। ॥70॥ पुस्तक में संख्याओं को और संख्याओं के वर्गीकरण को 
गैंदिक सिद्ध किया है। एक द्वि, त्रि, चतुर्थ, पंच, घट, सप्त, अष्ट, नव, दश तथा 
विशति और शत जैसे संख्याओं का गैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है । यजु- 
बेंद संहिता के १७ में अध्याय में तैत्तरीय संहिता, मौत्रायणी संहिता तथा 
काठक संहिता में संख्याओं और उनके गुणन का उल्लेख किया गया है । अतः 
यह कहना कि संख्याओं की गणना भारतीय नहीं है, अनुचित प्रतीत होता 
है । प्रोफेसर वेग, [70क्‍था 'र०४४०॥३] $00706 4०४००॥9 में कार्यरत हैं, 
जिन्हें अधिक रुचि हो वो उनका ग्रन्थ देख सकते हैं। इधर पुरी के जगतगुरु 
स्वामी भारतीकृष्ण तीर्थ जी ने “गैदिक मेथमेटिक्स” पुस्तक में १६ सूत्र देकर 
समस्त गणित की प्रक्रियाओं को भारतोय दृष्टि से समझाने का प्रयत्न किया 
है । मेथमटिक्स की आधुनिक और महत्वपूर्ण शाखा 874]एशंट) (0705 
को भी उन्होंने भारतीय दृष्टि से ही विवेचित किया है। और इसके लिये भो 
वैदिक प्रक्रिया बतायी है । “उध्वेतिर्याभ्याम्‌” “लोप्म्स्थापनाभ्याम्‌” तथा 


[ २७ ] 


“आध्ययआद्य न'* सूत्रों से उन्होंने &॥898008| (0४०४ की समस्याओं का 
समाधान किया है। शांध्रापा(॥०0055$ 57996 ९£00०4॥०098 के लिये परावतें 
सूत्र तथा शुन्यमन्यत देकर तथा )(502[क्षा०७00$ 5979]2 500०५४७075 की 
पाँच प्रक्रिया अलग-अलग देकर उन्होंने भारतीय प्रक्रिया कौ पृर्ण गैज्ञानिकता 
प्रतिपादित की है। | 


“अन्त्ययोरेव” सूत्र से आधुनिक $प्राध्राव4007 ० $6768 को सम्बन्द्ध 
करते हुए उन्होंने जो प्रक्रिया दी उससे निश्चित होता है कि गैदिक गणित आधु- 
निक गणित शास्त्रीय प्रक्रिया के बहुत निकट है । अन्त में कहा जा सकता है 
कि परम्परा से अकगणित, बीजगणित और ज्यामिति के जो सूत्र और विचार- 
प्रक्रि। चली आ रही थी, वह रोम, अरब, मित्र और योरोप के गणित 
शास्त्रीय विद्वानों से पूर्णवर्ती थी, तथा उसकी गैज्ञानिकता आज भी आधुनिक 
पद्धति पर खरी उतरती है। यह ठीक है कि योरोप में मध्यकाल में गणित का 
अधिक विकास हुआ, तथ्ग १र्टववों तथा २०वीं शताब्दियों में बहुत महत्वपूर्ण 
शोधकाय भी हुआ । किन्तु पराधीन भारत में सुधाकर द्विवेदो और बालकृष्ण 
दीक्षित जैसे विद्वानों ने हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट कर भारतीय विद्वानों की 
प्रतिभा को पहचानने को प्र रणा दी । भारतीय गणित का इतिहास सबसे अधिक 
प्राचीन और गौरवशालो है । 


०० हैहै) २०००-०७ 


मथुरा कला में “कंत' 


कृष्णक्मार 
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 
पुरावशेष एगं बहुमूल्य कलाकृति, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर । 


भारतीय शिल्प के इतिहास में मथुरा कला का एक विशिष्ट स्थान है। 
यद्यपि मथुरा कला का आविर्भाव बौद्ध प्रतिमाओं से हुआ, किन्तु शीघ्र हो उसमें 
जन एवं ब्राह्मणधर्मी मूर्तियों का भी निर्माण होने लगा । सम्प्रदायगत देव 
विग्हों के साथ ही मथुरा में कुछ ऐसे भी देवी-देवताओं का अंकन हुआ, जिनकी 
उपासना किसी धर्म अथवा सम्प्रदाय-विशेष तक सीमित न थी, जेसे अष्ट 
दिकपाल “नवग्रह” आदि । मथुरा एवं उसके समीवपर्ती क्षेत्र से अनेक नवग्रह 
मूर्तियाँ प्रकाश में आई हैं, जो प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 
इन मूर्तियों के अध्ययन से केलु के विकासशील स्वरूप पर विशेष प्रकाश पड़ता 
है । जहाँ तक मुझे विदित है अभी तक इन मूर्तियों का स्वतन्त्र रूप से मूल्याँकन 
नहीं हुआ है । प्रस्तुत निबन्ध मथुरा की नवग्रह मूर्तियों के सन्दर्भ मे केतु के 
क्रमिक विकास के निरूपण का एक लघु प्रयास है । 


यह सवंविदित है कि भारत में देवी प्रकोप से सुरक्षा हेतु ग्रहों की पूजा 
का प्रचलन अत्यन्त प्राचीन है । प्रारम्भ में अर्चना हेतु ग्रहों का रेखाँकन विभिन्‍न 
रगों, अन्नपृूण अथवा सुगन्धित लेपों द्वारा किया जाता था, किन्तु बाद में उनकी 
मूतियों का निर्माण अलग-अलग अथवा समूह में काष्ठ, अधंमृल्यवान पत्थरों, 
धातु आदि से होने लगा । सामूहिक रूप से ग्रहों का अंकन शेषशायी विष्णु 
प्रतिमाओं के अतिरिक्त मध्यकालोन देव-मन्दिरों के प्रवेश-द्वारों पर भी प्राय. 
मिलता है। दक्षिण भारत में नवग्रह मूतियों का निर्माण न केवल अलग-अलग 
होता था, वरन्‌ उन्हें भिन्‍न-भिन्‍न मण्डपों में स्थापित भी किया जाता था । 
यद्यपि सूर्य के मानुषो स्वरूप का अंकन शुग काल में होने लगा था, किन्तु चन्द्र 
के साथ उसकी युगल प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल तक हुआ ।॥ अष्ट ग्रहों का 
सामूहिक रूप से अंकन सर्वप्रथम गुप्तकाल में हुआ । सारनाथ से प्राप्त एक 
उत्तरगुप्तकालीन खण्डित शिलापट्ट पर अन्तिम चार अष्ट ग्रहों-गुरु, शुक्र, शनि 
एवं राहु का अंकन है? । इससे स्पष्ट है कि लगभग छठी शताब्दी ई० तक केवल 


[ रट .] 


अष्टग्रहों की पूजा का विधान था। सम्भवत: अशुभसूचक होने के कारण केतु 
की पूजा वर्जित थी । 


प्रथम चरण (कंतु का स्त्री स्वरूप )-- 


नवग्रह मूर्तियों का निर्माण सर्वप्रथम ग्रुप्तोत्तर काल में हुआ । इसका 
प्राचीनतम उदाहरण मथुरा से प्राप्त है, जो सम्प्रति राज्य संग्रहालय, लखनऊ में 
सुरक्षित है? । इस खण्डित शिलापटट पर केवल अन्तिम चार नवग्रहों-शुक्र, 
शनि, राहु एवं केतु का अंकन है। मूर्ति विज्ञान की दृष्टि से इस शिलापटट का 
विशेष महत्व इसलिये है क्‍योंकि इसमें सवंप्रथम केतु के दशन होते हैं । यहाँ राहु 
को तपंण मुद्रा में तथा उसके बाम भाग में केतु को एक गर्भवती स्त्री के रूप में 
स्थानक मुद्रा में दर्शाया गया है। यद्यपि प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने के कारण केतु 
के आयुध दृष्टिगोचर नहीं हैं, किन्तु शुक्र एवं शनि की भाँति सम्भवतः उसका 
दाहिना हाथ अभय मुद्रा में तथा बायें हाथ मों कमण्डलु रहा होगा । इस मूर्ति 
की तिथि लगभग आठवीं शताब्दी ई० है। केतु का स्त्री स्वरूप खजुराहों? एवं 
एटा जनपद के रिजोर नामक ग्राम मों भी उपलल्ध है । खजुराहों एवं रिजोर 
स्थित प्रतिमाओं में केतु को स्त्री रूप मों क्रमश: राहु के बाम एवं अधोभाग में 
दर्शाया गया है। उक्त प्रतिमायें लगभग दसवीं शताब्दी ई० की हैं। उपलब्ध 
पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि नवग्रह प्रतिमा अथवा 
केतु का अंकन सर्बंप्रथम मथुरा में हुआ । 


द्वितोय चरण (केतु का पुरुष स्वरूप )-- 


विकास क्रम के द्वितीय चरण में केतु का अंकन पुरुष रूप में हुआ | इस 
प्रकार के दो उदाहरण राजकोय संग्रहालय, मथुरा में हैं । इनमें प्राचीनतम 
प्रतिमा लगभग दसवीं शती ई० के प्रारम्भ को है । इस खण्डित शिलापटट पर 
केवल अन्तिम तीन ग्रह-शनि, राहु एवं केतु भेष हैं।। यद्यपि शनि एगं केतु के 
मस्तक एवं आयुध नष्ट हो चुके है, सम्भवतः उनके दाहिने हाथ अभय मुद्रा में 
तथा बायें हाथ में कमण्डलु थे। दूसरी प्रतिमा जो परिरक्षित दशा में है, दसवीं 
शती ई० के अन्त की है । इसमें राहु के नीचे प्रथम बार कुण्ड भी दर्शाया गया 
है । सप॑ फण से युक्त केतु स्थानक मुद्रा में हैः।॥ उसका दाहिना हाथ अभय मुद्रा 
में तथा बायें हाथ में कमण्डलु है। केतु का अंकन अपराजितपृच्छा एवं रूप- 
मण्डन पर आधारित है। सम्भवत: इस प्रकार की मूर्तियाँ अन्य स्थानों में भी 
हों, किन्तु अभी तक वे प्रकाश में नहीं आई हैं । 


तृतोय चरण (केतु का नागी स्वरूप)-- 
विकास के तृतीय चरण में केतु का भंकन नागी (आवक्ष भाग स्त्री तथा 


[ ३० | 


अधो भाग सपप) के रूप में हुआ। इस प्रकार की एक नवग्रह प्रतिमा मथुरा 
जनपद में असाबली नामक स्थान से प्राप्त हुई है, जो राजकीय संग्रहालय, 
मथुरा में सुरक्षित है" । इसमें समस्त ग्रह आसन मुद्रा में प्रदशित हैं। सूर्य के 
अतिरिक्त प्रथम सात ग्रहों के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में पद्म धारण किये हैं 
तथा बायें हाथों में कमण्डलु हैं। राहु के बाम भाग में केतु अधे स्त्री एगं अध्ध सपं 
के रूप में अंजलि मुद्रा में प्रदशित है । राहु एवं केतु का अंकन आँशिक रूप में 
रूपमण्डल तथा अपराजितपृच्छा से प्रभावित है। शेली की दृष्टि से यह प्रतिमा 
लगभग नवीं शती के प्रारम्भ की प्रतीत होती है । इस प्रकार की प्रतिमायें 
अलीगढ़, बटेश्वर, खजुराहों”, रेह, कड़ाग, भोटा?र आदि स्थानों से भी प्रकाश में 
आई हैं । ऐसा एक उदाहरण राज्य संग्रहालय, लखनऊ में भी है!? । उक्त सभी 
प्रतिमायें लगभग- नवीं एगं बारहवीं शती ई० के मध्य को हैं । किन्तु रेह 
(फतेहपुर जनपद) स्थित नवग्रह प्रतिमा (जो लगभग नवीं शती को है) के अति- 
रिक्त अन्य सभी मूर्तियाँ मथुरा की तुलना में बाद की हैं । 


चतुर्थ चरण (केतु का नाग स्वरूप) -- 


चतुर्थ चरण में केतु का अंकन नाम (आवक्ष भाग पुरुष एगं अधोभाग 
सप) के रूप में हुआ है । ऐसी एक नवग्रह प्रतिमा मथुरा के निकट परखम से 
प्राप्त हुई है, जो राजकीय संग्रहालय, मथुरा में है?! । इसमें समस्त ग्रह आसन 
मुद्रा मों अंकित हैं | सूर्य के अतिरिक्त प्रथम सात ग्रहों के दाहिने हाथों में कमल 
व बायें हाथ में कमण्डलु सुशोभित है । राहु एबं केतु क्रशः तपंण व अंजलि 
मुद्रा में दर्शाये गये हैं । शेलो को दृष्टि से इसे लगभग तेरहवीं शतो ई० में रख 
सकते हैं । इस प्रकार के अनेक उदाहरण उत्तर भारत में आगरा, खजुराहों!*, 
सारनाथः”3 आदि स्थानों पर उपलब्ध हैं,जो लगभग दसवीं एवं बारहवीं शती ई० 
के मध्यकाल की हैं । इनके अतिरिक्त पूर्वी भारत में काकनडीधो (बगाल)7, 
कोणाके”* व भुवनेश्वर (उड़ीसा), तथा दक्षिण में चिदम्बरम (तामिलनाडु)॥५ 
से भी इस प्रकार की प्रतिमायें प्रकाश मं आई हैं, जो लगभग बारहवीं-तेहरवीं 
शती ई० की हैं । किन्तु उनके आयुध भिन्‍न हैं। उड़ोसा में राहु के बायें व 
दाहिने हाथों में क्रमश: पुस्तक व चन्द्र दर्शाये गये हैं, जो सम्भवतः विष्णुधर्मो- 
त्तर से प्रभावित हैं । इसी प्रकार केतु के बायें हाथ में दोपक व दाहिने हाथ में 
खड्ग है, जो स्पष्टत: अग्निपुराण पर आधारित है। लगभग बारहवीं शती ई० 
में निभित चिन्दबरम स्थित राहु एगं केतु की सप॑ फण से युकक्‍त आवक्ष युगल 
प्रतिमायें सम्मिलित रूप से एक कुण्ड के उपर प्रदर्शित हैं । 


पंचम चरण (कतु का सर्प स्वरूप)-- 


विकास के पंचम एवं अंतिम चरण में केतु का अंकन पृर्णझूप से पाँच 
फण वाले कुण्डली सप॑ के रूप में हुआ है । ऐसी एकमात्र प्रतिमा राजकीय 


[ ३१ | 





संग्रहालय, मथुरा में है ।!? इसमें समस्त ग्रह आसन मुद्रा में चित्रित हैं | सूय,राहु 
एज केतु के अतिरिक्त शेष सभी ग्रह दाहिने हाथ मों कमल व बायें हाथ में 
कमण्डलु धारण किये हैं । यहाँ केतु को राहु के ठीक ऊपर पाँच फण वाले 
कुण्डली से के रूप में दर्शाया गया हैं। इस प्रकार के अन्य उदाहरणों के अभाव 
में प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से इसे अद्वितीय कहा जा सकता है । मथुरा कला में 
4-80 विकास को हम संक्षेप में निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत कर 
सक ० 


चरण प्रकार रूप संग्रहालय सख्या काल 

प्रथ. मानव स्त्री लखनऊ ४५८५-१३ आठवीं शती ई० 

द्वितीय मानव पुरुष मथुरा ३२८.२८२६९ दशवीं शती ई० 
८०.२३ 

तृतीय. मानव-सप्प नागी मथुरा ५०४.०० . नवीं शती ई० 

चतुर्थ. मानव-सर्प नाग मथुरा १७.१३५ तेरहवीं शती ई० 

पंचम. सर्प सर्प मथुरा ७३२२ बारहवीं शती ई० 





इस सन्दर्भ में सिकन्दरा राऊ (अलीगढ जनपद) से प्राप्त एक खण्डित 
शिलापट्ट भी उल्लेखनीय है। लगभग दसवीं शती ई० की यह नवग्रह प्रतिमा 
संप्रति राजकीय संग्रहालय, मथुरा में सुरक्षित है। प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से 
से यह प्रतिमा इसलिये महत्वपूर्ण है कि इममें नवग्रहों का प्रारम्भ कुबेर से 
दर्शाया गया है| किन्तु आगरा एवं सारनांथ स्थित उदाहरणों में नवग्रहों का 
प्रारम्भ गणेश से हुआ है। इसके विपरीत महाराष्ट्र में माण्डक नामक स्थान से 
प्राप्त एक प्रतिमा में गणेश का अंकन नवग्रहों के अन्त में हुआ है ।१९ जो 
सम्भवत:ः नवग्रह पूजा के शुभ समापन का द्योतक है । 


उक्त विवेचन के आधार पर हम निम्नलिखित निष्क्रषं पर पहुँचते हैं-- 


१--नवग्रह मूर्तियों में केतु का स्त्री रूप में अंकन सर्वप्रथम मथुरा में 
लगभग आठवीं शताब्दी ई० में प्रारम्भ हुआ, यह मथुरा कला की ब्राह्मण धर्मं 
को एक महत्वपृ्ं देन है । 


२--नवग्रह मूर्तियों के विकास-क्रम में केतु एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका 
अकन सबसे अन्त में प्रारम्भ हुआ,किन्तु जिसके स्वरूप में सबसे अधिक परिवर्तन 
हुये । मानव स्वरूप से प्रारम्भ कर केतु मानव-सपं स्थिति पार कर अन्त में पूर्ण 
रूप से सपं रूप को प्राप्त हुआ | इससे स्पष्ट है कि केतु की स्थिति में निरन्तर 
ह्वास होता रहा। अन्य ग्रहों की तुलना में शास्त्रकारों ने राहु की भाँति केतु को 
हेय दृष्टि से देखा, जो सम्भवत: उनकी अनाये (नाग) उत्पत्ति के कारण था। 


[ रे२ ] 


उक्त विकासक्रम के बावजूद केतु के पुराने स्वरूप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं 
हुये । उनका प्रचलन बाद में उसके नवीन स्वरूपों के साथ भी होता रहा है । 


३-नवग्रह प्रतिमाओं में केतु एवं सप॑ का घनिष्ट सम्बन्ध दर्शाया गया 
है । ब्राह्मण नवग्रह मृतियों के अतिरिक्त जेन व बौद्ध धर्म मैं भी सपं का अंकन 
प्राय: केतु के आयुध अथवा वाहन के रूप में हुआ है। दक्षिण भारत में सप॑ फण 
का प्रयोग राहु एवं केतु दोनों के साथ हुआ है। सम्भवत: सपं,राहु एगं केतु के नाग 
उत्पत्ति का द्योतक होने के साथ ही भय, कष्ट एवं मृत्यु का भी प्रतीक है। इस 
प्रकार नवग्रह मूर्तियों में राहु ए्गं केतु का अंकन आये एवं अनायें (नाग) 
संस्कृतियों के समन्वय का प्रयास है। विकासक्रम के अन्तिम चरण में केतु का 
स्वरूप पाँच फण वाला कुण्डली सपं है, जिसका एकमात्र उदाहरण मथुरा संग्र- 
हालय में उपलब्ध है। प्रतिमा शास्त्रीय दृष्टि से यह अद्वितीय है । 


४--नवग्रह मूर्तियों के अंकन में शिल्वियों ने प्राय: क्षेत्रीय आधार पर 
विभिन्‍न मूर्तिशास्त्रीय ग्रन्थों का उपयोग किया है । उदाहरणस्वरूप जहाँ एक 
ओर उत्तर भारत में अपराजित पृच्छा एवं रूपमण्डन का उपयोग हुआ है, वहाँ 
दूसरी ओर पूर्वी भारत में विष्णु धर्मोत्तर तथा अग्निपुराण का । किन्तु कला- 
कारों ने मूरतिशास्त्रीय नियमों का निर्वाह करने के साथ-साथ अपनी कल्पनाशक्ति 
का भी यथासम्भव प्रयोग किया है । 


६--उत्तर भारत में नवग्रह मूर्तियों का प्रारम्भ प्रायः गणेश से होता है, 
किन्तु राजकीय संग्रहालय, मथुरा में उपलब्ध एकमात्र उदाहरण से नवग्रहों का 
प्रारम्भ कुबेर से हुआ है। 


अन्त में यह उल्लेखनीय है कि उक्त निष्कर्ष सीमित पुरातात्विक साक्ष्यों 
पर आधारित होने के कारण पृर्णरूप से तदर्थ हैं। वास्तव में इस निबन्ध का 
उदह श्य विद्वानों का ध्यान मथुरा की नवग्रह प्रतिमाओं की ओर आक्ृष्ट करना 
मात्र है। आशा है बिद्वत्जनन उनके महत्व पर बिस्त॒त पुरातात्विक एर्ग॑ साहि- 
त्यिक साक्ष्यों के आधार पर नवोन प्रकाश डालेंगे । 


सन्दर्भ एवं टिप्पणी :-- 


१- जे एन० बनर्जी, द डेवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्र फी (नई दिल्‍ली, १६७४) 
पृष्ठ ४४४, चित्र ३१. १ 

२- एन०पी० जोशी, भारत मृतिकला (नागपुर, १६९७६) पृ० २६६, संग्रहालय 
सं० ५८.१३ 


[| हे३ ] 


३- रामाश्रय अवस्थी, खजुराहों की देवप्रतिमायें (आगरा, १६९६७) पृ० १६४, 
चित्र कै, संग्रहालय सं० ६.१०६ एवं १४५५ 
४- एन०पी० जोशी, मथुरा स्कल्पचर्स (मथुरा, १६६६) पु० ८७, चित्र ६१, संग्र- 
हालय सं० ३८.२८५३६ 
५- संग्रहालय सं० ८०.२३ 
६- संग्रहालय सं० ५०४ 
७- प्रमोद चन्द्र, स्टोन स्कल्पचर इन द अलाहाबाद म्यूजियम (बम्बई, १६७०) 
पृ० १५२ 
८- वही, पृ० १३६ 
&- वही, पृ० १५२ 
१०- संग्रहालय स ०, एच-६ ६ 
११- संग्रहालय सं०, १७.१३५ 
१२- अवस्थी, प० १६४-१६६, चित्र ८३ 
१३- दयाराम साहनी,कटलाग म्यूजियम आफ आरक्यालाजी एट सारनाथ (कलकत्ता, 
१६१४) १०३२३ 
१४- बनर्जी, पू० ४४५, चित्र २१.१ 
१५- देबला मित्रा, कोणा्क॑ (नई दिल्‍ली, १६६१) पृ० २३, चित्र शव १३ 
१६- एच० कृष्णा शास्त्री, साउथ इण्डियन इमेजेज आफ गाड्स एण्ड गाड्सेज 
(मद्रास, १६१६) चित्र १४४५ 
१३- संग्रहालय सं ० ७३.२२ 
१८- जोशी (१६७६) संग्रहालय सं० एच-७४ 


(मथुरा संग्रहालय के सोजन्य से) 





* यह लेख भारतीय कला के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कलात्मक अंकन के 
मूल्याँकन का प्रयास है, देवपूजां से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । 


नल 3 की इलई 


[ रै४ ] 


आचाय॑ शुक्ल और लोकमंगल 


डा० राममृति त्रिपाठी 
आचाय॑ एवं अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग 
विक्रम विश्वविद्यालय 


शुक्लजी का समस्त चिन्तन चाहे परमार्थ चिन्तन हो, व्यवहार चिन्तन 
हो या काव्य चिन्तन-मानवभाव की लोकमंगल पर्यवसायीचरिताथंता से सम्बद्ध 
है | इसी लिये वे मानते हैं कि ऋविता मनुष्य के साथ शेष सृष्टि के प्रकृत रागा- 
त्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह करती हैं, इसी में लोकमंगल निहित है। 
पारम्परिक काव्य चिन्तन भी औसत रूप में 'रस” को ही काव्य की आत्मा 
मानता है और रसोपयोगी घटकों के संयोजन में ही कवि-कम की मुख्यता स्वी- 
कार करता है और स्वीकार करता है कि कविता का सर्जन और ग्रहण समष्टि 
विरोधी अहत्ता के विसर्जन में सम्भव है । कविता की उद्भववादी भूमि और 
फलन भूमि-दोनों ही समष्टिचित्त हैं-इसो लिए कविता का आस्वाद “सामाजिक” 
ही करता है, अ-सामाजिक नहीं । यह सब तभी सम्भव है जब काव्य की सारी 
सामग्री समाजानुमोदित अर्थात्‌ उचित हो । औचित्य ही रस की परा उपनिषद्‌ 
है। पारम्परिक काव्य चिन्तन भी मानव-भाव (स्व-भाव) की चरिताथंता पर 
बल देता है-पर उसकी व्याख्या आत्मवादी दृष्टि से करता है जबकि शुक्लजी 
भी मानव-भाव पर बल देते हैं-पर व्याख्या बदल देते हैं, व्यक्त जगत के अनु- 
रूप करते हैं । पारम्परिक चिन्तन “स्वभाव को अतिप्राकृत रस या आनन्दमय 
मानता है जवकि शुक्लजी उसे “परार्थता” “परहित प्रवृत्ति” “लोकहित- 
कारिता” या “इन्सानियत' समझते हैं। इसलिए ऊपर की तमाम बातों में 
एकरूप रहते हुए “स्वभाव” की व्याख्या के भेद के कारण गहरा अन्तर या 
प्रस्थान पार्थंक्य हो जाता है। दोनों को काव्य-दृष्टि, रस विषयक अवधारणा 
आदि सभी अलग हो जाते हैं। शुक्लजी का काव्य-चिन्तन'लोकमंगल ' में ही विस- 
जित हो जाता है-पारम्परिक काव्य-चिन्तन “लोकमंगल” को आत्मसात्‌ करता 
हुआ “आत्ममंगल” में पर्यवसित होता है । पारम्परिक चिन्तन आत्मा से आत्मा 
की ओर ले जाता है-शुक्लजी का काव्य-चिन्तन आत्मा या अव्यक्त से 
आरम्भ अवश्य होता है-पर पर्यंवसित ““व्यक्त-सौन्द्य ” में ही होता है-यह 
युगचेतना का तकाजा है | इसमें हम उनको व्यक्तवादिता की परिणति कह 
सकते हैं-जिसमें दाशनिक असंगति उभर सकती है । पर यहो तो उनका 


[ र२५ ] 


प्रस्थान-पार्थथय है-इसी में तो उनका आचायंत्व निहित है-वह विवादास्पद 
बन जाय-यह बात भिन्‍न है । 


पारम्परिक काव्य चिन्तन और शुक्लसम्मत काव्य-चिन्तन के मूल में निहित 
“अव्यक्तवादी” और “व्यक्तवांदी” जीवन दृष्टि के भेद के कारण अन्तर हे 
अन्तर उमड़ पड़ते हैं | रस को काव्य की आत्मा दोनों मानते हैं-पर जहाँ पार- 
म्परिक काव्य-चिन्तन उसे अनिवार्यत: आनन्दमय और केवल काव्य तथा नाट्य 
आदि में ही समथित करता है-लोकजीवन की वास्तविक अनुभूति से उसे भिन्न 
ठहराता है-वहाँ शुक्लजोी उसे “आनन्द” का पर्याय नहीं मानते-उसे काव्य और 
नाटय से खींचकर लोकजीवन तक व्याप्त मानते हैं और मानते हैं कि रसानु- 
भूति लोकजीवन में भी होती है-उसके लिये कल्पित रूप-ब्धिन हो नहीं, स्मत 
और प्रत्यक्ष रूप विधान भी उपादेय हैं। यदि रसानुभूति हृदय की मुक्त दशा 
है और है-ती वह लो क-जीवन में भी अनुभूत होती है । पारम्परिक काव्य- 
चिन्तन जहाँ रस के मूल “भाव” का विचार वासना-वासित-हृदय सुहृदय के पक्ष 
से प्यंवसित रसात्मक प्रभाव की दृष्टि से करता है वहाँ शुकक्‍्लजी विषयबद्ध 
लौकिक पात्र को ओर से करते हैं । मनोविज्ञान भाव या मनोविकार का 
लौकिक पात्र में ही विचार करता है-इसलिए जहाँ पारम्परिक काव्य चिन्तन 
में भाव, 'भावन' “यांवासन! का पर्याय है वहाँ शुक्लजी की दृष्टि में मनो- 
विज्ञान के अनुसार प्रत्ययबोध अनुभूति और वे युक्त प्रव॒त्तिका संश्लिष्ट रूप है । 
इसीलिए जहाँ एकत्र रसानुभूति संविद्‌ “विश्रान्ति” है वहीं अन्यत्र लोकमंगलो- 
पयोगी कम में “प्रव॒त्ति” है-एकत्र रस साध्य है-अन्यत्र माध्यम है। शुक्लसमस्त 
रस दशा और कुछ नहीं हृदय की उदात्त, अवदात या सात्विक दशा ही है-जिसे 
हम इन्सानियत कह सकते हैं । एकत्र अनिवायंत: रस आनन्दमय है जबकि 
अन्यत्र सुख-दुःखो भयात्मक-फिर भी रसात्मक इसलिए कि मुक्त हृदय से अनूभूत 
होने के कारणबद्ध हृदय की अनुभूति की अपेक्षा अनुद्वेजक या अ-विक्षोभक।रो 
होता है। पारम्परिक काव्य-चिन्तन में आत्मपाद की भूमिका गृहोत है - इस- 
लिए यहाँ रस अखण्ड और कोटिविहीन होता है जबकि शुक्लजी की रसानुभूति 
उत्तम और मध्यम कोटि की होतो है और यदि चामत्कारिक उक्ति को भी 
काव्य कहें-तब तो तीन कोटियों की होगी-उत्तनम और मध्यम के साथ निकृष्ट 
भो । शुक्लजी रस की उत्तम स्थिति वहीं मानते हैं जहाँ आश्रय, ग्राहक और 
कवि तीनों का तादात्म्य हो और मध्यम वहाँ, जहाँ आश्रय से ग्राहक तटस्थ रह 
कर अतिरिक्त भावात्मक प्रतिक्रिया दे। पहली परितुष्ट भूमि है-दूसरी अपरि- 
तुष्ट । इसीलिए शुक्लजी पारम्परिक काव्य-चिन्तन से हटकर भाव ओर 
स्थायीभाव का लक्षण भिन्‍न कर लेते हैं-भाव के लिये आलम्बन का निदिष्ट 
होना आवश्यक है-पारम्परिक काव्य-चिन्तन में 'उत्साह' पर यह लक्षण घटित 
नहीं होता-फिर भो उसे रस-पारिपाक की दृष्टि से भाव ही नहीं “स्थायीभाव” 


[ रे६ ] 


तक कहा गया है | शुक्लजी की दृष्टि में स्थायी होने की सम्भावना उसी भाव 
में होती है-जिसमें आश्रय के साथ ग्राहक का तादात्म्य हो-साथ ही अवसर-विशेष 
पर जिसके आधिपत्य में अन्य भाव भी अनुकूल होकर संचरित हो रहे हों । एक 
स्थायी-भाव और है-जिसे भावपद्धति या भावकोश कहना चाहिये | यह मानव 
हृदय में काफी लम्बे समय के लिये स्थिर हो जाता है-जेसे रति की स्थिरता 
“प्रीति” में और क्रोध की “बेर' में परिणत हो जाती है-इसीलिये इनका साथ- 
साथ उल्लेख होता है । 


रसानुभूति के लिये दो शर्तें हैं-व्यक्तित्व का विलयन और सामग्री का 
साधा रण्य । पारम्परिक चिन्तन में जहाँ साधारणीकरण विभावादि के साथ 
प्रमाता का भी होता है वहाँ शुक्लजी व्यक्तवादी होने के कारण विभाव ओर 
उसमें आलम्बन पर ही बल देते हैं । उनकी दृष्टि में कवि की कल्पना-शक्ति 
आलम्बन में ऐसी सामान्य विशेषताओं को-जब सहृदय पात्र में समान भावात्मक 
प्रभाव पेदा कर सके-अर्थात्‌ जहाँ परम्परा स्पष्ट ही विभावादि के मध्य 
आलम्बन व्यक्ति के साधारणीकरण को बात करती है-वहाँ शुक्लजी आलम्बन 
को तो विशेष था व्यक्ति ही रहने देते हैं-पर उसमें निहित विशेषताओं-अर्थात्‌ 
आलम्बनत्व धमंं का साधारणीकरण या सामान्यीकरण स्वीकार करते हैं । 
निष्कषं यह कि “मानव-स्वभाव' को परिकल्पना भेद से 'रस” की अदधारणा 
भिन्‍न हो जाती है और प्रस्थान पार्थंक्य स्पष्ट उभर आता है। लोकमगल पय॑ंव- 
सायी मानव स्वभाव की युगानुरूप अवधारणा “रस' की अवधारणा में भेद पंदा 
करती है । इसीलिए परम्परा से हटकर शुक्धलजी काव्य लक्ष्य “आनन्द 
'सौन्दयं! या “'चमत्कार'-तीनों नहीं मानते उन्हें इनमें विक॒तिग्रस्त होने की 
सम्भावना दिखाई देती है। जो व्यक्ति यह मानता है कि कविता मानवभाव को 
रक्षा और निर्वाह करती है अथवा मानव के साथ शेष जगत्‌ के प्रकत रागात्मक 
सम्बन्ध की रक्षा करती है-अथवा भावसंचार करके दूसरों के सुख-दुःख से सुखी 
और दुःखी करके हृदय का परिष्कार करती है-वह विलास की ओर घसीट ले 
जाने वाले “आनन्द' के साथ क्‍यों मुंह मिलाएमा ? कला की पच्चोकारी 
से जुड़ने वाले “सौन्दर्य” के साथ काव्य का सम्बन्ध केसे मानेगा ? उसकी आँखों 
में तो लोकमंगल झूठा रहा है-फलत: उसकी रस सम्बन्धी परिकल्पना कुछ और 
ही होगी-जो मानवता या हृदय की उदात्त दशा के ही रूप में रेखाँकित होगी । 


शुक्लजी का समस्त चिन्तन लोकमंगल केन्द्रित है-अत: काव्यचिन्तन भो 
उसी से जुड़ा हुआ है । यही कारण है कि उन्होंने काव्य की आत्मा “रस” की 
व्याख्या उसी के मेल में की । इनके अनुसार काव्य अभिव्यक्ति है-अत: उसका 
सम्बन्ध “अव्यक्त” से हो ही नहीं सकता-“व्यक्त” से ही होगा--बह बाहर का 
हो या आभ्यन्तर का । व्यक्त जगत्‌ की अभिव्यक्ति तो कविता या काव्य है ही-- 


[ रे७ ] 


आभ्यन्तर की ओर मुड़ें तो वहाँ भी उसका सम्बन्ध “अव्यक्त राग-द्षमयी बासना 
से नहीं, अपितु उनके व्यक्त रूप-प्र म-करुणा तथा क्रोध भाव से है। 


यों चाहे व्यक्त जगत हो या अभिव्यक्ति-कविता दोनों को किसी न किसी 
प्रकार वे मूल सत्ता से सम्बद्ध अवश्य करते हैं । उन्होंने कहा ही है कि व्यक्त 
जगत्‌ में साधना के सर्वोच्च रूप--भक्ति और काव्य-दोनों सच्चिदानन्दमय मूल 
सत्ता के “आनन्द” पक्ष से जुड़ते हैं--पर कठिनाई यह है कि अभिव्यक्ति या 
विकास के क्षेत्र मों इसका आभास निरन्तर नहीं रहता--उश्तका आंविर्भाव और 
तिरोभाव होता रहता है। आविर्भाव॑ में तो “सौन्दयं” और “आनन्द” होता ही 
है--तिरोभाव काल में आवरण असत्‌ को हटाने में जो व्यापार होता है--वह 
भी “सुन्दर” और प्रशस्त माना जाता है। सच्चा कवि और भक्त--दोनों रूपों 
पर मुग्ध होता है और दोनों रूपों का ग्रान करता है--एक में “भक्ति रस” होता 
है और दूसरे में “काव्य-रस ” | दोनों के आस्वाद की प्रक्रिया एक ही है--उभ- 
यत्र अर्थ का ज्ञान, ज्ञात का भावन या कल्पना से बिम्बन और बिम्ब से भाव 
का संचार या आस्वाद । भाव का संचार ज्ञात की ही सीमा में होता है--अतः 
भारतीय पद्धति में अज्ञात के प्रति लालसा या अभिलापा का प्रश्न हो नहीं 
उठता--हाँ जिज्ञासा हो ,सकती है । 


“आनन्द” के आविर्भाव और तिरोभातव्र के कारण काव्य दो प्रकार के 
हो जाते हैं-- 


(॥) प्रयत्न-पक्षीय सौन्दय्य की अभिव्यक्ति 
(२) आनन्द की सिद्धावस्था की अभिव्यक्ति 


उत्तम वह है--जहाँ दोनों का समन्वय या सामंजस्य हो । आवरण या 
असत्‌ की वृद्धि होने पर आनन्द-ज्योति ही शक्तिमय होकर विशिष्ट विभूति के 
माध्यम से भीषण रूप ग्रहण करतो है और उसे ध्वस्त कर आत्मप्रकाश करती 
है--लोकमंगल या लोकरंजन के रूप में परिणत होती है । सच्चा कवि या भक्त 
उसके इसी रूप पर रीझ्षता है और स्वयं भींग कर दूसरों को भी भिगोता है । 
शुक्लजी का कवि (वाल्मीकि, व्यास और तुलसी) भी भक्त ही है-कारण, दोनों 
जिस सौन्दय से भीगते हैं--वह यही प्रयत्नावस्था या सिद्धावस्था से सम्बद्ध 
होता है। जिस विशिष्ट विभूति के माध्यम से विशिष्ट कर्म सौन्दयं सम्पादित 
किया जाता है-वह जिसके हृदय को आकृष्ट करेगा--उसका हृदय भी तो लोक- 
मंगलकारी के कम सौन्दयं और समंजस रूप सौन्दयं पर रीझने वाला हो । बात 
यह है कि भक्ति का घटक है श्रद्धा और श्रद्धा के लिये अपेक्षित हैं दो तत्व-- 


|: लक. 


(१) समष्टि रूप से लोक-लक्ष्य का बोध तथा तदनुरूप सामान्य आदर्शां 
का बोध, और 


(२) कतज्ञता का भाव । 


ये दो तत्व जिस हृदय में होंगे-बहों श्रद्धा होगी और श्रद्धा ही श्रद्धेय- 
लोकमंगलोपयोगो असामान्य गुणसम्पन्त व्यक्ति की ओर मुड़ेगी । श्रद्धावान्‌ 
आनन्दमग्न होकर-यदि कवित्व शक्ति सम्पन्न है-तो श्रद्धाभारित हृदय को 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति दे सकता है-और एक सोपान और आगे का हो--तो 
भक्ति (श्रद्धा+ प्र म) भारित हृदय को । दोनों काव्य ही हैं-एक सामान्‍य किन्सलु 
रसात्मक काव्य-इन्सानियत से आपूरित और दूसरा भक्ति काव्य । दोनों के 
आलम्बन और रूप सौन्दर्य तथा कर्म सौन्दय व्यक्त जगत का है और उससे 
पंदा होने वाली पूज्यत्व बुद्धि और आनन्द संचार मनोमय कोश की-फलत: 
रहस्यमयता कहीं है ही नही । 


“यह सूधो सनेह को मारग है जहां नेक सयानय बांक नहीं ।' 


कहने का आशय यह कि मूलभूत आनन्दमयी ज्योति के लोकमंगल रूप में 
आत्मप्रसार का जो प्रयत्नपक्षीय और सिद्धिपक्षोय स्वरूप है-उस पर रीझने 
बालाहदय-करवि-हृदय है | इस हृदय में जो लोकमंगल-विधायी संस्कार या 
सम्भावना विश्वात्मा को इच्छा ने भर दी है-कवि हृदय इसे चरितार्थ करने में 
ही तुष्टि अनुभव करता है और सुहृदय ग्राहकों को भो उसी भूमिका पर उठा 
ले जाता है । 


शुक्लजी लिखते हैं--“काव्य-दृष्टि से जब हम जगत्‌ को देखते हैं-तभी, 
जीवन का स्वरूप और सोनन्‍्दयं प्रत्यक्ष होता है । इस दृष्टि का उन्मेष व्यक्तिगत 
सम्बन्ध के संकुचित मण्डल से ऊपर लोक-सामान्य भावभूमि पर आरूढ़ होने पर 
होता है-जहाँ जगत्‌ के नाना रूपों और व्यापारों के साथ मनुष्य के प्रकृत संबध्च 
का सोन्दय दिखाई पड़ता है। इस सौन्दय के अभ्यास से हमारे मनोविकारो का 
परिष्कार और जगत्‌ के साथ हमारे सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है।” 
मतलब आनन्द ज्योति के आत्मप्रकाश के निमित्त होने वाले प्रयत्न और तज्जन्य 
सिद्धि में स्फुरित सौन्दर्य सुहृदय को काव्य-दृष्टि देता है और काव्य-दुष्टि हो 
तो यह सौन्दर्य लक्षित होता है । 


यु 


इस सन्दर्भ में दो बातें शुक्लजी और कहते हैं--पहली यह कि हमारे 
[ रे । 


हृतय को न जाने यह कौन-सी रहस्यमय वृत्ति है जो तमोविदारक परमविभृति में 
बहिरंतर के सामंजस्य में ही सौन्दर्य देखना चाहती है । इसीलिए हमारे अव- 
तार अपनी आक्ृति में भी और अपने हृदय-वृत्ति में भी-चरम सुन्दर चित्रित 
हुए हैं-उनके रूप में भी सौन्दयं है और व्यापार में भी आकर्षण । इसीलिए यहाँ 
प्रसिद्धि है-'यत्राक तिस्तत्र गुणा वरसन्ति” राक्षसों में इसका वेपरीत्य है। इसी के 
साथ आचाये शुक्ल यह भी कहते हैं कि प्रयत्न में भी विरुद्"ों का सामजस्य ही 
सौन्दयंमय होता है । प्रयत्न मों करुणा का ही प्र रकत्व एकांगी है-करुणा के 
साथ क्रोध का सामंजस्य ही परिपूर्ण सुन्दरता प्रदान करता है। रावण के दमन 
में लोक पर करुणा और उसे चरिताथंता प्रदान करने वाले रावण विषयक 
क्रोध-जब तक दोनों भाव कमं-व्यापार के प्र रक नहीं होते-तब तक उसमें पूर्ण 
सौन्दयं का दर्शन नही होता । बाल्मीकि के शाप को करुणा और क्रोध का ही 
सामंजस्य अपूर्व सौन्दयं प्रदान करता है। लोकमंगल के सन्दर्भ में यही“सौन्दय' 
कवि हृदय और भक्‍त हृदय को आकष्ट करता है-“आनन्द” मग्न करता है- 
काव्य में यदि “सौन्दयं और “आनन्द” को लेना है-तो इसी आशय से लेना 
चाहिये-अन्यथा उनमों अतियों और विक्तियों के आने की सम्भावना है। 


लोकमंगल के सन्दर्भ में 'भाव' पर विचार करने के कारण 'संचारी' और 
स्थायी से आगे बढ़कर आचाये शुक्ल ने 'बीजभाव” की बाल की है । उनका 
कहना है--'भाव की प्रक्रिया की समीक्षा से पता चलता है कि उदय से अस्त 
तक भावमण्डल का कुछ भाग तीं आश्रय की चेतना के प्रकाश (कांशस) में 
रहता है और कुछ अंतःसंज्ञा के क्षेत्र (सब-कांशस रीजन) में छिपा रहता है। 
संचारी भावों के संचरण काल में कभी-कभी उनके स्थायी भाव कारण रूप में 
अंतःरांंज्ञा के भीतर पड जाते हैं। जिस प्रकार किसी आश्रय के भीतर कोई एक 
भाव स्थायी रहता है और अनेक भाव तथा अंतदंशाएं उसके सांचारी के रूप 
में आती हैं उसी प्रकार किसी प्रबन्ध काब्य के प्रधान पात्र कोई मूलप्र रक भाव 
या बीजभाव रहता है-जिसकी प्र रणा से घटनाचक्र चलता है और अनेक भावों 
के प्रस्फुटन के लिए जगह निकलती चलती है। इस बोजभाव को साहित्यग्रन्धों 
में निर॒ुपित स्थायी भाव और अगीभाव-दोनों से भिन्‍न समझना चाहिए । बीज- 
भाव निरुपण के बाद “लोकमंगल' से जोड़ते हुए आगे वे कहते हैं-“बीजभाव 
द्वारा स्फुरित भावों मों कोमल और मधुर, कठोर और तीक्ष्ण-दोनों प्रकार के 
भाव रहते हैं। यदि बोर्कक्राव की प्रकति 'मंगल-विधायिनी” होती है तो उसकी 
व्यापकता और निविशेषता के अनुसार सारे प्ररित भाव तीक्षण और कठोर 
होने पर भी सुन्दर होते हैं। भावों को छानबीन करने पर मंगल का विधान 
क ने वाले दो ही भाव ठहरते हैं-करुणा और प्र म। करुणा की गति रक्षा की 
ओर होती है और प्र म की रंजन की ओर । लोक में प्रथम साध्य रक्षा है-रंजन 
का अवसर उसके पीछे आता है। अतः साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर 


[ ४० |] 


घलने वाले काव्यों का बीजभाव करुणा ही ठहरता है। और सिद्धावस्था या 
आन्तर-पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का बीजभाव--प्र म । काव्य का उत्कर्ष 
केवल प्र म भाव की कोमल व्यंजना ही में नहीं माना जा सकता-जैसा कि 
टालस्टाय के अनुयायी मानते हैं। वे इस साधुवृत्ति को आध्यात्मिक शक्ति मानते 
हैं । यह वस्तुतः सात्विक वृत्ति है-जो प्रकृति का सर्वोच्च गुण हैं-इस विदेशी अर्थ 
में अध्यात्म” शब्द का काव्य-कला के क्षेत्र में कोई अर्थ नहीं है। सात्विक वृत्ति 
को काव्य का उत्कर्षाधायक तत्व शुक्लजी भी मानते हैं-पर दोनों रूपों में-अन्तः- 
संज्ञा में स्थित अव्यक्त बीज रूप में भी और प्रकाश रूप में भी । उच्च दशा 
का प्र म और करुणा दोनों ही सत्वगुण प्रधान हैं--इनके वक्षस पर जब कठोर 
वृत्तियाँ आती हैं-तब वे भी मंगल विधायनी हो जाती हैं-क्योंकि वे सात्विक के 
शासन में हैं । व्यक्त जगत्‌ की तह में ताने-बाने की तरह विद्यमान सत्व, रजप्त 
तथा तमस्‌ अथवा सत्‌ और असत्‌ सतत बने रहने वाले हैँ-उनमें से किसी के 
विनाश की तो सम्भावना नहीं है-अतः लोकमंगल दोनों के सामंजस्य में ही होगा- 
उसका अर्थ यही होगा कि सत्व का प्राधान्य हो जाए और रजस्‌-तसस्‌ उसके 
निर्देशन में चलें । 


एक बात और । वासना के रूप में दो ही वृत्तियाँ अव्यक्त रूप से हृदय 

में पड़ी रहती हैं-राग और प्र म। पहली मिलाती है और दूसरी अलगाती है। 

रासायनिक मूल द्र॒व्यों के राग से ही सुष्टि का विकास होता है । रागमयी 

नासना का ही ब्यक्त रूप है-प्र म और करुणा। काव्य अभिव्यक्ति है अत: उसका 

सम्बन्ध अव्यक्त राग से नहीं, व्यक्त प्र म और करुणा से है। ये ही व्यापक और 

निविशेष होकर सात्विक होते हैं और उन्हीं के प्रभाव मों जब उग्र वृत्तियाँ आव- 
रण हटाती हैं-तब पूर्ण सौन्दर्य का प्रकाश होता है । 


शुक्लजी ने बीजभाव को स्थायी और अंगी-दोनों से भिन्‍न कहा है और 
पारम्परिक काव्य-चिन्तन में उसका अभाव कहते हुए भी पारम्परिक काव्यों 
को उदाहरण रूप मों रखा है। रक्षाभाव को प्राथमिकता देने वाले रामकाव्य के 
निर्माता भवभूति के सम्बन्ध में प्रसिद्ध उक्ति “हकों रसः करुण एव” में उन्हें 
करुणा बीजभाव का समर्थन मिलता है और रंजन को प्रामुख्य देने वाले वललभ 
द्वारा प्रतिपादित प्र म की साध्यता मों प्रम बीजभाव का । अथवा शथ्वूगार को 
रसराज या “श्रृंगार एव रसनाद रसयामनन्ति! जैसी उक्ति से भो उक्त तथ्य की 
संपुष्टि की जा सकती है। अभिनव ग्रुप्त ने “अभिनव भारती” में एकमात्र 
भाव के नाम पर “राग” को ही माना है और बताया है कि एक ही राग 
निमित्त भेद से अन्य भावों में बदल जाता है। शुक्लजी 'राग' के “प्रम' वाले 
रूप से “'करुणा' वाले रूप को ज्यादा महत्वपूर्ण और व्यापक मानते हैं । शुक्लजी 


[ ४१ ै 


न तो एकान्ततः 'करुणा' के पक्षधर हैं और न ही “छूंगार या 'प्रम' के । वे 
तो अनुभूति इन्द्र-सुख तथा दुःख से विकास मानते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि 
सुख को वे आत्मपरक ज्यादा मानते है और करुणा को लोकपरक । व्यवित के 
करुणा में जितना आत्मविस्तार होता है-प्र म में नही । वे मानते है-व्यक्त 
जगत्‌ में दोनों की स्थिति-पर यह भी खुलकर कहते है कि--करुणा में जो सावें- 
भौमि स्थिति है-वह आनन्दवादी धारणा में नही । पर स्मरणीय है कि यह 
मान्यता उनको व्यक्तवादिता का परिणाम है--व्यक्त जगत्‌ में ही मानव प्रकृति- 
गत लोकमंगल विधायिनी सम्भावना की पूर्ण चरितार्थता मानने के 
कारण है । 


[ ४३ ] 


“बसे बुराई जास तन” 


डा० विजयपाल शास्त्री 
प्रवक्‍ता, दर्शन-विभाग 
गुरुकुंल कांगड़ी, विश्वविद्यालय 


आज से बहुत वर्ष पहले जीवन की अपरिपक्व आयु में एक पद्म पढ़ा था-- 


बसे बुराई जायु तन ताही को सन्‍्मान । 
भलो भलो कह छॉडिये, खोटे ग्रह जपदान ।। 


बरालमतित्ववश इसकी अन्यर्थंता उस समय ज्ञात नहीं थो । “जहाँ सुमति 
तहं सम्पति नाना' के संस्कार बद्धमूल थे। अत: सोच लिया था कि शायद 
कवि उस समय हास्य के मूड में होगा या राजा के दरबार में किसी द्ृष्ट चाप- 
लूस की उन्नति देख कर मन खट्टा हो गया होगा इसीलिये यह पद्च मुंह से 
निकल गया होगा । कभी-कभी कवि-जन अपने निरंकुश स्वभाव के कारण 
निर्दोष को भी चपत लगा जाते हैं । जेसे डा० हजारीप्रसाद के शब्दों में कवि- 
बर रहीम ने सेहुड ओर करीर के साथ कुटज को भी एक चपत लगा दी । जैसे- 


अब रहीम वे बिरछ कह 
जिन कर छांह गेंभोर । 
बागन बिच बिच देखियत 
सेहुंड कूटज करोर ।। 


लेकिन ऐसा सोचना तब था । अब विचार बदल गये हैं ! अब उपरि- 
लिखित पद्चय की साथकता अनुभूत होने लगी है। सोचता हूँ वह कांव कितना 
अनुभवी होगा जिसने इस तथ्य को संसार की चिन्ता न करते हुए और शास्त्रों 
के धर्मवचनों की अवहेलना का भी भय न मानते हुए, डँके की चोट पर कह 
गया कि संसार में दृष्ट का सम्मान होता है। सीधे और सादे, धर्मंपरायण तथा 
कर्तव्यनिष्ठ लोगों का यहाँ घरती पर सम्मान नहीं होता । उनका सम्मान किसी 
और लोक में होता हो तो ज्ञात नहीं । 


सज्जनता और संसार की अनुकूलता सचमुच साथ-साथ नहीं बल सकते । 
आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले रहीम कह गये हैं-- 


| ४रे ] 


अब रहोम मृश्किल पड़ी साढ़े दोऊ काम । 
साँचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम ॥ 


ये विचार कवि के चिरकाल के चिन्तन-पन्थन से प्रसूत प्रतीत होते हैं । 
कविवर रहीम राजा के आश्रय में पलने वाली खलमण्डली के बीच रहते थे। 
ऐसे में अपना दामन बचाने में सचमुच कवि ने स्वयं को असमर्थ महसूस किया 
होगा । सत्य बोलने से जीविका छितती थी और ठकुरसुहाती असत्य वाणी 
बोलने में परलोक बिगड़ता था । ऐसी विविध विषम परिस्थिति में विवेक 
की परीक्षा होती है। ऐसे संकटकाल में ही नीतिशास्त्र के सखिद्धान्तों का 
निर्माण होता है। अब आप ही बताइये कि एक सीधा-सच्चा व्यक्ति क्या करे ? 
एक नीति-शास्त्री कहता है--नात्यन्तं सरले--भग्मिम्‌--अर्थात्‌ बहुत सरल नहीं 
होना चाहिये । क्योंकि सीधे-सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। तिरछे पेड़ बढ़े आनन्द 
के साथ झमते रहते हैं। एक अन्य विचारक की मान्यता है-- 


जानन्नपि हि मेधावी । 
अजड वललोक आचरेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ सब कुछ जानकर भी इस लोक में स्वयं को मूर्ख के समान 
प्रकट करना चाहिये । इसो में कल्याण है। यह जानते हुए भी कि यह व्यक्ति 
गृण्डा है, झूठा है, वंचक है, मिथ्या प्र म॒ प्रकट कर रहा. है, फिर भी चुप ही 
रहना चाहिये | यह सोच लेना चाहिये कि हिसक स्वयं अपने कर्मो से ही विनष्ट 
हो जायेगा । बुरे को बुरा कहने में हानि हो सकती है । सत्पुरुष को चाहे सत्पुरुष 
न कहो, भले हो उसे प्रणाम न करो, भले ही उसके मुख पर अपशब्द कह दो, 
तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा । किन्तु दुष्ट को दुष्ट कहोगे तो मार खाओगे। 
इसी लिये--“दुर्जनं प्रथमं वन्दे सज्जनं तदनन्तरम्‌” इस नीति का निर्धारण 
करना पड़ा । यह सत्पुरुषों की चाहे विवशता कहो या करामात कहो या उनकी 
समझदारी कहो कि वे वंचक की वंचकता को जानते हुए भी उसका प्रति- 
वाद नहीं कर पाते । ऐसी हो मनःस्विति में शायद कवि के मुख से यह वाक्य 
निकला होगा : 


यद्‌ वंचना हितमति बंहु चाट गर्भ 
कार्योन्‍्मुख: खल जन: कृतक ब्रवोति । 
त त्साधवों नन विदन्ति विदन्ति किन्तु 
कतु वथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ 


अर्थात्‌ एक वंचनापूर्ण दुष्ट पुरुष अपना कार्य सिद्ध करने के लिये 


[ ४४ 4 


चापलूसो से पूर्ण बनावटी वचन बोलता है । सत्पुरुष उसकी इस वंचना को न 
समझते हों, ऐसी बात नहीं । समझते तो हैं। किन्तु उसके भिथ्ण् प्र म को भी 
ठुकराने में समर्थ नहीं हो पाते । 


यहाँ पर प्रश्न यह उपरिथत होता है कि इस सदाचार और सन्मार्ग पर 
प्रत्येक परिस्थिति में सदा सर्वंया आरूढ़ रहा जाये या किसी कारण वश समया- 
नुसार उस मार्ग से हटकर बुराई को बुराई से काटा जाये । नीतिशास्त्न के 
बहुविध न्यायों से तो मतिभ्रम होता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने महान्‌ 
कवियों, शास्तव्कारों और चिन्तकों को भो उलसन में डाल रखा है--कि कम 
किमकर्म ति कवयोदष्प्यत्र मोहिता:। जो पर्बंतसम हढ़वादी हैं वे तो “न्याय्यात्पथ: 
प्रविचलन्ति पदं न धोरा:? की उत्रित के अनुसार प्रत्येक स्थिति में सन्‍्मा्ग॑ पर 
ही चलते हैं । कुछ लोगों ने खलों की खलता से हार मानकर उनसे समझौता 
कर लिया है। महाकवि वाण भट्ट भो दुष्टों से भय मानते हैं। उन्होंने कहा-- 


अकारणा विष्कृत वर दारुणा-- 
दसज्जनात्‌ कस्य भय॑ न जायते । 
विष महाहेरिव यस्य दुववंच: 

सुदुस्सह सन्निहितं सदा मसुखे ॥ 


जो बिना कारण ही बौर करे, भला उससे किसको भय नहीं होता है। 
दुर्जन के मुख में दुवंचन रूपी विष सदंव विद्यमान रहता है । 


कुछ दूरदर्शी लोग दुर्जनों से प्र म न करने का उपदेश देते हैं तो दूसरी 
ओर उनसे बौर न करने की भी सलाह देते हैं : 


दुर्जनेन सम॑ वरं प्रीति चापि न चाचरेत्‌ । 
उष्णोदहति चाञ्गार: शीत: कृष्णायते करम्‌ ॥ 


खल को यह पहचान है कि वह दूसरों के दोष हो देखता है,अपने दोषों को 
नहीं देखता है। सत्पुरुष दूसरों के छोटे से गुण को भी पर्गतीकृत्य देखता है। 
दोषदृष्टा खलों से सम्पक न किया जाये, ऐसा कुछ लोग कहते हैं तो कुछ 
“निन्दक नियरे राखिये आँगन कुटी छवाय” की उक्ति से अनुसार उनसे परहेज 
नहों करते । 


उपयु क्त उपदेश-प्रपञ्च से यदि निष्कर्ष निकालें तो एक सावंकालिक 
ओर सावंत्रिक तथ्य यही सामने आता है कि खलों का महत्व प्रत्येक युग और 
प्रत्येक देश में रहा है। खलों का सम्मान कुछ लोग स्वेच्छा से और कुछ 


[ ४५ 


अनिच्छा से करते ही हैं। इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता । धामिकों का 
धर्म इनके सामने डिग जाता है। सत्यवादियों का सत्य इनके सामने मुख से 
बाहर आने का साहस नहीं करता । लक्ष्मी इनकी पूजा करती है । विद्यावान्‌ 
लोग इनके सामने मृक हो जाते हैं। ये चाहें तो हवा का रुख भी मोड़ दें, ये चाहें 
तो समय की धारा को बदल दें । समाज में ये सीना तान कर चलते हैं । राज- 
नीति में इनकी वन्दना होती है । साहित्य इनकी महिमा से भरे पड़े हैं । किसी 
आफिस में आपका काम नहीं होता, तो इनकी सेवाएँ प्राप्त कीजिए। कहीं 
सर्विस में आपकी नियुक्ति नहीं होती तो इनके चरणों में जाइये, ये सब काम 
कुछ ही क्षणों में करा देंगे। आपका आफिसर आपको परेशान करता है तो 
इनका एक ही इशारा पर्याप्त है । आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपको 
कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, खलमण्डली को साथ रखिये, आप चुनाव 
जीत जायेंगे । आप प्राध्यापक हैं और अध्यापन की योग्यता आपमें नहीं है तो 
आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कोई भी आपका बाल बाँका नहीं 
कर सकता । बस इन भद्र लोगों को साथ रखिये । 


इनकी महिमा का कहाँ तक वर्णन करें । घरों में ताला लगाना इन्होंने 
सिखाया । धर्म में प्रीति इनकी वजह से है । लोगों को सावधान रहने की आदत 
इन्हीं के कारण पड़ी है। वाणी पर संयम रखना इन्होंने सिखाया । सत्पुरुषों को 
उनके समक्ष आप भले ही भला न कहें, दुष्टों को तो आप भला कहकर ही पिण्ड 
छुड़ा सकते हैं । यह सुवचन को आदत भी इन्हीं की वजह से पड़ी है। हर जगह 
इनका वजूद है । हर जगह इनका सम्मान है । सज्जनों को कोई जानता भी 
नहीं । अपराध न करके भी सत्पुरुष विलों में छुपे रहते हैं । धन्य है इन खलों का 
साहस कि अपराध करके भो खले आम दनदनाते फिरते हैं | पुलिस इन्सपेक्टर 
इनके आते ही कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है | धन्य है इनकी महिमा ॥ द्वापर 
में मेथिलीशरण गुप्त ने इस तथ्य की स्वीकार किया है-- 


अठल एक हो न्याय जगत्‌ में 
यह है मत्स्य न्याय । 

और एक ही असमर्थों का 

है बस मरण उपाय ।॥। 


मैंने देखा है कि जिस प्रकार भय के बिना प्रीति नहीं होती, उसी प्रकार 
उद्ृण्डता एगं उच्छ खलता के बिना भो सम्मान नहीं मिलता । श्वसुर-मन्दिर 
में वक्र-जामाता का ही अधिक सम्मान होता है। मित्र-मण्डली में खल हो बोस 
कहलाता है दुष्ट ग्रहों की शान्ति के लिये ही पूजा पाठ किया जाता है। शुभ 
ग्रहों में ईश्वर का कोई नाम नही लेता । ऐसी वबस्तुस्थिति में “बसे बुराई जासु 
तन ताही को सनन्‍्मान”कवि की इस उक्ति को शतश: सत्य कंसे त स्वीकार कहूँ। 


सानव-जोवन के लिये घातक 


रासायनिक युद्धकमंक 


डा० ए० के० इन्द्रायन 
रोडर, रसायन विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


क्या कभी हमने सोचा है कि बमों व गोलों से लड़े जाने वाले युद्ध के ' 
अतिरिक्त रसायनों से लड़ा जाने वाला युद्ध कितना घातक है?आधुनिक काल में 
विशेषतया षिछले कुछ वर्षों से रासायनिक युद्ध चर्चा का विषय बना हुआ है । 
इसके कुप्रभाव को देखते हुए, इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए विभिन्‍न 
राप्ट्रसमय-समय पर अपील करते रहे हैं। आखिर यह रासायनिक युद्ध है 
क्या ? रसायनों के द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध जिसमें हथियारों आदि के बिना 
ही दुश्मन-सेना को हानि पहुँचायी जा सके, रासायनिक युद्ध कहलाता है । 
हथियारों की लड़ाई में व्यक्ति मारा जाता है जबकि रसायनों की लड़ाई में व्यक्ति 
जीवनपयेन्त विभिन्‍न प्रकार को गंभीर यातनाओं से पीड़ित रहता है। विएत- 
नाम में कितने हो व्यक्ति रसायनों के दुष्प्रभाव से आज भी पीड़ित हैं । कहा 
जाता है कि अमेरिका, रूस व फ्रॉस के पास इस प्रकार के युद्धकमंकों का 
विशाल भण्डार है । 


आधुनिक काल में इस प्रकार की युद्ध पद्धति का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध 
में उस समय आरम्भ हुआ जब विपक्षी सेनाओं ने अपनी सुरक्षा हेतु खाइयोाँ 
खोदकर उनमें छिफ जाने का तरीका अपनाना आरम्भ कर दिया । इस तरीके 
से युद्ध विराम न होते हुए भी युद्ध विराम की सी स्थिति बन जाती थी । प्रच- 
लित गोले ब बम शत्र्‌ सेनिकों को खाइयों से निकालने में समर्थ नहीं हो पाते 
थे | ऐसे समय मों किसी ऐसे पदार्थ की आवश्यकता महसूस होना स्वाभाविक ही 
था जो दुश्मन के से निकों को खाइयों से निकालकर भगा सके । ऐसे पदार्थों की खोज 
करके उन्हें स्व प्रथम २२ अप्रेल, १८१५ को प्रयुक्त करने का भ्रय जमनी को जाता 
है। इस दिन जमंन सेनाओं ने खाइयों में छिपे फ्रास के सेनिकों को बाहर निकालने 
के लिये क्लोरीन गेस के सिलिडर खोल दिए थे । इन सिलिंडरों से निकलने वाला 


[ ४७ ] 


जहरीली क्लोरीन गेस को फ्रंच सैनिकों तक पहुँचाने के लिये वायु के बहने की 
दिशा का उपयोग किया गया था। जौसा कि अनुमान था, इससे फ्रेंच सेना में 
भगदड़ मच गयी थी। किन्तु फ्राँस भी इस बारे में बहुत पीछे नहीं रहा, शीघ्र 
उसने भो जर्मन सेनाओं के ठिकानों पर विषेली गेस फॉसजीन से भरे गोलों को 
बौछार करके बदला लेना आरम्भ कर दिया था। बस, यहीं से अधिकाधिक 
घातक रासायनिक पदार्थों की खोज निकालने को जो होड़ आरम्भ हुई वह आज 
भी पूरे तौर पर जारी है। 


'शत्र सेनाओं पर बौछार किए जाने वाले इन रासायनिक पदार्थों की 
विस्तृत जानकारी यद्यपि अभी भी बहुत कुछ रहस्य से घिरी हुई है, फिर भी 
शरीर पर होने वाले प्रभावों की दृष्टि से उन्हें पाँच वर्गों में बाँठाजा 
सकता है: 


१--ऐसे पदार्थ जो फेफड़ों को संदुषित करते हैं तथा उनमें शोथ अर्थात्‌ 
फ्ल्झोनरी ईडिमा उत्पन्न करते हैं । 


२--आँखों को प्रभावित करके अश्र्‌ लाने वाले पदार्थ अर्थात्‌ अश्र्‌ कारी। 


“३-त्वचा पर फफोले डालने वाले पदार्थ अर्यात्‌ फफोलाकारी एवं 
ऊतनाशक । 


४-श्वश्नेन्द्रियों को प्रकोपित कर छींक व वमन की स्थिति उत्पन्न करने 
वाले पदार्थ अर्थात्‌ छिककायक । 


कं 


५--तंत्रिका तंत्र को प्रकोपित कर पक्षाघात की स्थिति उत्पन्न करने 
वाले पदार्थ अर्थात्‌ तंत्रिका कमेक (नव एजेन्ट्स) । 


इनमें सबसे अधिक घातक तंत्रिका कमंक है । तंत्रिका कमंक अत्यन्त 
विषेले रासायनिक पदार्थ होते हैं । इनका विकास मुख्य रूप से द्वितीय विश्व- 
युद्ध काल में जमनी द्वारा किया गया था। ये रसायन माँसपेशियों को नियंत्रित 
करने वाली तंत्रिकाओं के कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं । इनमें सामान्य 
बस्त्रों के प्रति बेधन क्षमता होतो है तथा उन्हें बेधकर ये सीधे त्वचा में प्रविष्ट 
हो जाते हैं। इनसे त्वचा पर पहिले उत्त जना का आ भास होता है, उसके बाद 
दृष्टि में विषमता उत्पन्न हो जाती है, सीने मों कसावट का अनुभव होता है 
और नाक से पानी बहना आरम्भ हो जाता है । शीघ्र ही साँस लेने में कठिनाई 
होने लगती है तथा वमन प्रारम्भ हो जाता है । अन्तिम चरण में व्याक्षोभ 
अर्थात्‌ कन्वलशन होने के साथ-साथ श्वासारोध से मृत्यु हो जाती है। तंत्रिका 


[ ४८ | 


कमेक सामान्यतः: गन्धहीन वाष्पशील द्रव होते हैं। सोमान अर्थात्‌ 50, सारिन 
अर्थात्‌ 55, ताबुन अर्थात्‌ 58 एवं २५5, ये चार प्रमुख तंत्रिका कर्मक हैं। 
इनमें ए५ सर्वाधिक शक्तिशाली है। यह फॉसजीन की तुलना में तीन सौ गुना 
अधिक विषाक्त होता है । इसकी एक मिलीग्राम मात्रा ही मनुष्य को मार 
सकती है। 


रासायनिक कमकों के प्रतिविष (ऐसा पदार्थ जो इनके प्रभाव को नष्ट 
करता है) का आविष्कार भी हो चुका है। तंत्रिका कमकों के लिये एट्रोपिन 
सल्फेट एक प्रभावकारी प्रतिविष है। तंत्रिका-गंसों के प्रभाव को नष्ट करने के 
लिये सैनिक एट्रोपिन सल्फेट ही प्रयुक्त करते हैं । 


रासायनिक युद्ध कमेंकों में मस्टडड गैस का प्रयोग भो बहुत होता है। 
जमंन इसे “लॉस्‍्ट' के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसका आविष्कार लॉमले एवं 
स्टीनकॉफ नामक गैज्ञानिकों ने किया था । त्वचा के सम्पक में आने पर यह 
तेजी से फफोले डाल देती है। सौनिकों को इससे बहुंत बेजैनी का सामना करना 
पड़ता है तथा उनकी कार्यक्षमता बहुत कम हो जाती है । 


कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि विएतनाम को लड़ाई में १६६१ से १४७१ 
के बीच एक लाख टन से भी अधिक जहरीले रसायनों का प्रयोग किया गया 
जिनमें ५४ जैसे अत्यन्त विषेले पदार्थ भी हैं। साथ ही साथ लगभग पाँच करोड़ 
लीटर “ऑरेंज' मिश्रण का भी प्रयोग किगा गया । इससे लगभग सोलह लाख 
विएतनामी प्रभावित हुए । इन रसायनों से वहाँ के वातावरण पर भी गहरा 
प्रभाव पड़ा । विशाल खेती, हरी भूमि इसके कारण से बंजर हो गयी है । 
ऑरेंज' मिश्रण का प्रयोग भी किया गया । इसमें लगभग सोलह लाख विएत- 
नामी प्रभावित हुए। इन रसायनों से वहाँ के वातावरण पर भी गहरा प्रभाव 
पड़ा । विशाल खेती हरी भूमि इसके कारण से बंजर हो गयी है । 
'ऑरेंज” मिश्रण जिसमें डाएआक्जीन होती है, आज भी वहाँ की मिट्टी में 
मौजूद है । वहाँ के व्यक्तियों में तंत्रिका-विक्षोभ, चर्मरोग तथा केसर व जने- 
रिद्रियों को हानि के कितने ही उदाहरण हैं । वहाँ की बहुत सी मछिलाएं जनन- 
शक्ति विहीन हो गयी हैं या गर्भावस्‍था के काल में हुए प्रभाव के कारण विकृत 
पेदायश हुई है । यही नहीं, इनको प्रयुक्त करते समय स्वयं बहुत से अमेरिकी 
सौनिक भी प्रभावित हुए हैं । 


रासायनिक युद्ध कमेकों के प्रयोग पर १४२५ की जेनेवा प्रोटोकॉल व 
फिर १६७२ की बायोलौजिकल एवं टॉक्सिन गैपन्स कनवेन्शन में रोक लगाने 
का अन्तर्राष्ट्रीय कानून पास कर दिया था। १४७२ की संधि के अनुसार तो 


[ ४र्क ] 


रासायनिक युद्ध कमेकों का उत्पादन ही नहीं, वरन्‌ जमा करना या एक देश से 
दूसरे देश में भेजना भी अगैध माना गया है। किन्तु फिर भी कभो-कभी इनका 
प्रयोग कुछ देश करते रहे हैं, चाहे वे इसे स्वीकार नहीं करते । इस प्रकार के 
हथियारों पर कठोर प्रतिबन्ध लगाने के लिये संयुक्त-राष्ट्र संघ में भी समय- 
समय पर प्रस्ताव आते रहे हैं, परन्तु अमेरिका इनके विरुद्ध मत देता रहा है। 
उसने वीटो का इस्तेमाल भी किया है । 


ईरान व ईराक के मध्य हो रहे खाड़ी के युद्ध में ईराक द्वारा रासाय- 
निक युद्धकमंकों के प्रयुक्त किये जाने का सन्देह है । पिछले वर्ष मार्च में ईरान 
में बहुत से सौनिक इससे प्रभावित पाए गए । पहिले अनुमान था कि इन पर 
ईराक द्वारा इस्तेमाल की गई जहरीली मस्टर्ड गेस का प्रभाव है। मस्टर्ड गैस के 
लिये सल्‍्फर का एक यौगिक प्रतिविष का काये करता है। परन्तु इन व्यक्तियों 
में यह प्रतिविष प्रभावकारी नहीं हुआ । मस्टर्ड गैस का प्रभाव केवल त्वचा, 
आँखों व फेफड़ों पर पड़ता है, परन्तु इन सौनिकों में इन लक्षणों के अतिरिक्त 
कुछ अन्य लक्षण, जैसे अत्याधिक आंतर रक्‍तस्राव का होना तथा रक्‍त की 
सफेद कौशिकानिर्माण का बन्द होना भो पाया गया । अतः इन सौनिकों को 
उपचार के लिये आस्ट्रीया व स्वीडन भेजा गया । इनमें कुछ की मृत्यु भी हो 
गयी । प्रभावित व्यक्तियों का खून व मल-सृत्र आदि का परीक्षण करने पर 
ज्ञात हुआ कि इन पर मस्टर्ड गेस व माइकोटॉक्सिन के मिश्रण का प्रभाव है । 
इन दोनों के मिश्रण का प्रभाव अत्यन्त घातक होता है तथा न ही इसके लिये 
कोई प्रतिविष ही है। माइकोटॉक्सिन को ही “पीत वर्षा यानी 'ए८॥0ण था 
के नाम से जाना जाता है | इसका नाम “'पीत वर्षा' पड़ने का कारण यह है कि जब 
इसे बायुयानों द्वारा दुश्मन देश के क्षेत्र में छोड़ा जाता है तो यह पीले या धीरे-धीरे 
नारंगी बादल के रूप में वायुयान से निकलतो है। यह बादल धोरे-धीरे जमीन 
के निकट आता जाता है। इस बादल में छोटे-छोटे कण होते हैं जो छत या पेड़ों 
पर गिरने से ऐसी आवाज करते हैं जैसे कि वर्षा हो रही हो । जो व्यक्ति इस 
वर्षा के सीधे सम्पर्क में आते हैं उन पर अतिशीघ्र इसका प्रभाव होता है । पहिले 
त्वचा पर खक्धली का आभास होता है, उल्टियाँ आने लगती हैं तथा दृष्टि में 
विषमता आ जातो है। शीघ्र ही खून की उल्टी होती है तथा उसके पश्चात मत्यु 
हो जाती है। इतनी अधिक खतरनाक व घातक होती है यह “'पीत वर्षा । 


अनुमान है कि पाकिस्तान भी रासायनिक युद्ध कर्मकों को प्राप्त करके 
इनका भण्डार बना रहा है | यह भी अनुमान है कि पाकिस्तानी सेनायें अमे- 
रिका के फोटट डेट्रिक नामक स्थान पर रासायनिक युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त कर 
रही हैं। परन्तु इनको किस समय व किस प्रकार प्रयुक्‍त किया जायेगा, इस 
विषय में केवल अटकलें हो लगायी जा सकती हैं । एक सम्भावना यह है कि 


[ ५० । 


उन्हें बमों के साथ ही उनकी आड़ में प्रयुक्त किया जायेगा जिससे दूसरी सेना 
को इनका पूर्वाभास न हो तथा वे इनसे सुरक्षा के उपाय (जैसे गैस मास्क अथवा 
रक्षक सूट आदि का पहिनना) न कर पाएँ । 


“मानव-जीवन पर रासायनिक युद्ध कमेकों के प्रभाव की लम्बी व असह्म 
पीड़ा को देखते हुए मानवता में विश्वास रखने वाला कौन यह नहीं कहेगा कि 
इन पर कठोर प्रतिबन्ध लगाना नितानत आवश्यक है । 


अन्त में रसायनों की एक अन्य श्रणी की चर्चा करना भी यहाँ उचित 
होगा जो युद्ध में शत्र्‌ सौनिकों को सीधे हानि नहीं पहुँचाते किन्तु अप्रत्यक्ष रूप 
से आक्रमणकारी सेना को बहुत सहायता प्रदान करते हैं। ये रसायन जंगलों में 
लड़े जाने वाले युद्ध में विशेषतः उपयोगी सिद्ध हुए हैं । रसायनों की इस श्र णी 
को निष्पत्र कहा जाता है। विएतनाम युद्ध में इनका प्रयोग बहुत किया गया 
था। ये अकार्बनिक व कार्बनिक रसायन होते हैं जो व॒क्षों पर से पत्तियों व छोटी 
शाखाओं का सफाया कर देते हैं। इससे बम वर्षा के दौरान न तो सैनिक छिप 
सकते हैं और न हो छिपषकर घात लगा सकते हैं । कल्शियण्म साइनेमाइड तथा 
मैग्नेशियम परक्‍लोरेट दो प्रमुख निष्पत्रक हैं । 


स्पष्ट है कि युद्ध में प्रयुक्त किये जाने वाला रसायन चाहे निष्पत्र जैसा 
कम हानिकारक हो या ५४ जैसा घातक, है यह पूर्णतया अमानवीय । शायद 
आज का मानव एक दूसरे की जान लेने में ही विश्वास रखता है अन्यथा 
रासायनिक युद्धकमंकों की एक श्र॑णी और भो है जिसे वह प्रयुक्त करना नहीं 
चाहता । यह श्रणी उन रसायनों को है जिन्हें “अयोग्यता कमंकों” के नाम से 
जाना जाता है । इन रसायनों से कुछ समय के लिये व्यक्ति काये करने के 
अयोग्य हो जाता है। ये रसायन मस्तिष्क को प्रभावित कर सौनिकों मों मान- 
सिक शिथिलता उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे भी रसायन हैं जिनसे कि शत्र -सैनिकों 
को कुछ निश्चित समय के लिये मूछित किया जा सकता है ताकि उस दौरान 
इनके ठिकानों पर कब्जा आदि किया जा सके । इस प्रकार के रसायनों के प्रयोग 
से की गई सैनिक कायंवाही अनोखी अवश्य होगी, पर होगी पूर्णतया मानवीय । 


[ ५१ ] 


गुरुकूल संग्रहालय में सुरक्षित गुप्तकालीन 
महत्वपूर्ण मृष्मूतियां 


सुखवीरसिह 
(सहा० बयूरेटर) 


किसी भी सभ्यता को स्थाई सफलताओं की संरक्षिका कला ही रही है। 
सामाजिक तथा आशिक व्यवस्था, धर के रूप और साम्राज्य सभी बदल जाते 
हैं, पर कला में हम उस सभ्यता की अमूल्य निधियों का संचय और सांस्कृतिक 
तत्त्व पाते हैं। कला मानव-जीवन के विशिष्ट भावों और समकालीन सामाजिक 
वातावरण को प्रकाश में लातो है और उनके अभिप्राय के अर्थ को समझाती है । 
कला हृदय और चक्ष्‌ दोनों को आकर्षित करती है । विद्या और कला के विषय 
में शुक्राचायं ने कहा है कि वाणी के द्वारा जो व्यक्त होती है वही विद्या है और 
गृगा भी जिसे व्यक्त कर सकता है वह कला है । कला मनोमय जगत्‌ और 
भूतमय जगत्‌ के मध्य में एक सेतु है। इस पुल पर चढ़कर हम जान सकते हैं 
कि मनुष्यों ने राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण में एक ओर कितना सोचा था और 
दूसरी ओर कितना निर्माण किया था । 


भारतीय कला के माध्यमों में मृष्कला का श्रष्ठ स्थान रहा है । सभी 
युगों में मृष्मूतियाँ बनती रही हैं किन्तु गुप्त-काल में यह कला मानों अपने 
सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गई थी। यह काल कला की दृष्टि से स्वर्ण काल माना 
जाता है। इस स्त्र्ण युग में भारतीय कलाओं ने गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर 
लिया था । गुप्तकालीन कलाकारों ने कुषाण काल के शारीरिक सौन्दर्य को ही 
नहीं अपनाया, वश्न्‌ स्थूल सोन्दर्य और भाव सौन्दयय का सुन्दर योग भी स्थापित 
किया । इस काल में विवस्त्र या नग्न चित्रण को कोई स्थान नहीं है, जबकि 
कुषाण कला को वह एक अपनी विशेषता थी । 


गुप्तों के समय कला को एक नया मोड़ मिला और साथ ही साथ अब 
भाव सौन्दययं की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा । इस समय मूर्तियों में 
अपनी पूर्गवर्ती मूरतियों की अपेक्षा माधुयं, ओज और सजीवता में कहीं उत्कृष्ट 
हैं। सोन्दर्य के मापदण्ड का यह परिवतन तत्कालीन जीवन के सभी कक्षेतों में 


[ *२ | 


झलकता हुआ दिखलाई पड़ता है | डा० कुमार स्वामी के शब्दों में गुप्त-काल की 
कला जो मथुरा की कुषाण कला से उद्भूत है,स्वतः: एकरूप एवम्‌ स्वाभाविक है। 


इस काल में मथुरा, कौशाम्बी, अहिच्छत्रा, बक्सर, पटना, चन्द्रकेतुगढ़, 
तामलुक, राजाघाट, पहाड़पुर, भोतरग्रांव, अक्खनूर, मीरपुरखास, रंगमहल, 
झूसी आदि मृण्कला के प्रमुख केन्द्र थे । इन स्थानों से विविध शैली तथा 
विविध विषयक मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं । कला और सौन्‍्दयं का सन्देश 
मुण्मृतियों के माध्यम से जनता में प्रचारित किया गया, क्‍योंकि खिलौने सृल्य में 
बहुत सस्ते और अधिक संख्या में शीघ्रता से तेयार किये जा सकते थे । धामिक 
आवश्यकता और मनोरंजन दोनों की पूति उनसे होती थी । छोटो मृतियों के 
अतिरिबक्‍त मिट्टी के बड़े फलक भी मन्दिरों और घरों में लगाने की प्रथा प्रारम्भ 
हो गई थी जिनमें भाँति-भाँति के घामिक और सामाजिक दृश्य ढाले जाते थे। 
कभी-कभी कायपरिनाण की मण्मूरतियाँ बनाई जाती थी, जैसे अहिच्छत्रा से प्राप्त 
मकरवाहिनी गंगा और कच्छपवाहिनी यमुना की मसृर्तियाँ, जो इस समय 
राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्‍ली में सुरक्षित हैं । 


मिट्टी के बड़े फलक और मूर्तियाँ पाषाण शिल्प के समान काम में लाई 
जांती थीं । गुप्तकाल के कितने ही मन्दिर नीचे से ऊपर तक अलंकत इंटों और 
मण्मय फलक-पक्तियों से निमित किये गये थे । उनमें से कुछ अभी तक सुरक्षित हैं 
जैसे कानपुर जिले में भीतरगांव का मन्दिर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 
इस काल की शबसे सुरदर मृण्मूरतियाँ अहिच्छत्रा में बनीं । सम्भवतः इन्हीं को 
देखकर रायकुष्णदास जैसे कला-समीक्षक को यह लिखना पड़ा कि--“गुप्त- 
काल में बड़ी-बड़ी मण्मूतियाँ और पकाई मिट्टी के फलक भी बनते थे, जिनका 
सौन्दर्य और सजीवता पत्थर या धातु की मूर्तियों से भी इक्‍्कीस है ।”” 


वर्गीकरण को दृष्टिसे गुप्तकालीन मृण्मय मृर्तियाँ तीन प्रकार की हैं-- 
१-धामिक -ब्राह्मण धर्मं से सम्बन्धित देव-देवियों की मूर्तियाँ जैसे विष्णु, सूर्य, 
ब्रह्मा, शिव, कारतिकेय, पावंती, गणेश, महिषासुरमदिनो, गंगा, यमुना आदि। 
२--स्त्री और पुरुष मूियाँ, जो साँचों से बनी हैं। उनकी शेली गुप्तकालीन 
उत्कृष्ट कला का नमूना है । इनका सौनन्‍्दय॑ंयुक्त मुख, तीखे नाक-नक्श, बड़ी-बड़ी 
आँखे, कानों में कुण्डल, कर्णफूल, गले में नाभि तक लटकती हुई माला, मुक्ताहार 
दिखाई पड़ता है । किसी-किसो स्त्री के सिर पर मुकुट और उषणीश भी 
मिलता है। ये आभूषण प्राचीन काल की रमणियाँ बड़े चाव से पहनती थीं । 
इन मूर्तियों का गोल बेहरा, गोल-गोल बांहें, माँसपेशियों का अभाव, ओठों पर 
रहस्यमयी मुस्कान, ऊपर का ओंठ निचले ओंठ पर इषत्‌ गड़ा हुआ दिखाई 
पड़ता है । 


[ भैरे ] 


इस काल की मूर्तियों में केश-विन्यास सादृश्य है, जैसे अलकाबलो, 
जिसमें बीच की केश-बीथी के दोनों ओर छल्लेदार लटें पंक्तिबद्ध रूप से संवारी 
हुई दिखाई पड़ती हैं। अलकावली को कालिदास ने स्त्री-सौन्दय का सुन्दर 
लक्षण कहा है। पुरुष-मस्तकों में भी केश-रचना अलकावली के रूप में दिखाई 
गई है जो मस्तक के दोनों ओर बड़े भव्य रूप में सज्जित है। माश्शल का कहना 
है कि जो पुरुष इस प्रकार अपने केशों को सजाते थे, वे बहुत ही छेल रहे होंगे । 
केश रचना की दूसरी शैली मोर के फंलाए हुए पंखों जैसी थो जिसे साहित्य में 
लीलामयूर बह भंगी केशपाश कहा है। बीच को मांग के दोनों ओर फंले हुए 
केश इसको विशेषता है। केश रचना को तीसरी शैली मधुमक्षिका के छत्त जैसी 
है । इसमों मांग के दोनों ओर केशों को क्षौद-पटल या छत्तों के आकार में 
सजाया जाता था । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के कथनानुसार रोम देश की 
कुलीन स्त्रियाँ भी केश रचना को इस शैली को पसन्द करती थीं। इस प्रकार 
इस केश-विधि ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी । 


गुप्तकालीन पाथिव मूर्तियों का तोसरा वर्ग उस प्रकार के फलक हैं जो 
वस्तु-शिल्प में प्रयुक्त होते थे । इनमें पौराणिक आख्यानों और अलंकरण के 
विषय हैं । राजघाट से प्राप्त पार्थिव मृर्तियाँ गुप्त कला के उत्कष्ट उदाहरण हैं 
जो भारत कला भवन में सरक्षित हैं । 


निःसन्देह गुप्तकाल में मृण्कला अपने विकास के चर्मोत्कर्ष पर पहुंच गई 
थी। अतः: भारतीय कला में गुप्तकलालीन मृण्कला अपना विशेष स्थान 
रखती है । 


दम्पत्ति-गुरुकुल संग्रहालय नं० २२१/१३ (१५.५०८१४.५०८५ से०मी० )कौशाम्बी 
से प्राप्त यह प्रतिमा पाँचवी शती ई० को है। यह गेहुँए रंग की मिट्टी से निमित 
है। इस प्रतिमा में स्त्री-पुरुष दाम्पत्य भाव में बैठे हुए हैं । पुरुष का शिरोभाग 
खण्डित है । यह धोतो पहिने हुए है । धोती शरीर से चिपके हुए दिखलाई 
पड़ती है। बांया हाथ स्त्रो को पीठ पर रखे हुए है। स्त्री कानों में बड़े कुण्डल, 
गले में कंठहार, सिर पर जूड़ा और हाथों में कड़े पहने हुए है । स्त्री धोती पहने 
हुए है और कटिप्रदेश पर मेखला बांधे हुए है। यह कटिप्रदेश पर धोती के 
ऊपर बंधी हुई है । स्त्री, पुरुष की वाम जंघा पर अपने दांये पर का घुटना 
रखे हुए है । 


इस प्रतिमा में पुरुष अपने बांये हाथ से स्त्री का आलिगन कर रहा है 
और स्त्री, पुरुष की वाम जंघा पर अपने दांये पर का घुटना रखे हुये है । इससे 
स्पष्ट है कि इस प्रतिमा में प्र मासक्ति का भाव है । इसमें सौन्दयं, रूपसज्जा 


[ ५४ |] 


और दाम्पत्य भाव स्ण्ष्ट रूप से दिखलाई देता है, प्रतिमा कुछ खण्डित है। 
इसके लामच्छन भो कुछ स्पष्ट नहीं हैं, फिर भी प्रतिमा की शैली से स्पष्ट है कि 
स्त्री-पुरुष दाम्पत्य भाव में बैठे हुए हैं । 


स्‍त्रो का शिरो भाग--गुरुकुल संग्रहालय नं० २२७/१<८ (१५०८१५)८ १३ से०मी०) 
कौशाम्बी से प्राप्त यह प्रतिमा चौथी-पाँचवों शती ई० की है । यह लाल रंग की 
मिट्टी से निर्मित है। स्त्री का गोल चेहरा, ओठों पर मुस्कान, बड़ी आँखे, कला- 
पूर्ण ढंग से केशों की सोधी मांग मस्तक के पीछे की ओर भव्य रूप में सज्जित 
है। स्त्री कानों में बड़े कुण्डल धारण किये हुये है । इसके कपोल कुछ चिकने, 
ओंठ मोटे दिखलाई पड़ते हैं । स्त्री के शिरो भाग के चारों ओर गोल अलंकृत 
चौड़ी पट्टी का घेरा बना है। यह सौन्‍्दयं और रूप-सज्जा को दृष्टि से बहुत ही 
कलापूर्ण है । 


इस प्रतिमा में सौन्दर्य और रूप-सज्जा स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है । 
गुप्तकाल में केश-सज्जा, वस्त्रभूषण और धर्म तथा समाज के विभिन्‍न पहलुओं 
को प्रतिबिम्बित करती हुई यह कृति, कला और इतिहास के अध्ययन की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण है । 


स्‍त्रो का शिरों भाग--गुरुकुल संग्रहालय नं० १३३२/२८७ (७०८४.५३८३ ५ से० 
मी०) कौशाम्त्री से प्राप्त यह प्रतिमा पांचत्री-छठो शती ई० को है । यह गेहुँए 
रंग की मिट्टी से निमित है | कला-दृष्टि से यह प्रतिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है । 
स्‍त्री कलापूर्ण ढंग से केश विन्यास किये हुये है। मस्तक के दोनों ओर केशों को 
सीधी मांग द्वारा संवार कर जूड़ा बनाया गया है और सिर पर ओढ़नी दिख- 
लाई गई है । इसके केश पूर्णतः ढके नहीं हैं बल्कि आगे केश विन्यास का कुछ 
भाग मस्तक के दोनों ओर दिखाई दे रहा है । इसका गोल चेहरा, बड़ी-बड़ी 
आँखे, कपोल कुछ चिकने, कानों में कणंफूल और ओटठों पर रहस्यमयी 
मुस्कान है । 


यह प्रतिमा सौन्दर्य और रूप-सज्जा की दृष्टि से बहुत कलापूएण है। रंगों 
की पुताई इसकी सुन्दरता को और बढ़ा रही है । 


आवक्ष, पुरुष प्रतिमा-गुरुकुल संग्रहालय नं० २४३/२५ (५०८५.५०८२ से०मी०) 
मथुरा से प्राप्त यह प्रतिमा पाँचवी शतो ई० की है । यह गेहुँए रंग की मिट्टी से 
निर्मित है। इस प्रतिमा में पुरुष कलापूर्ण ढंग से केश विन्यास किये हुए है, केशों 
की रचना अलकावलो के रूप में दिखलाई गई है जो मस्तक के दोनों ओर पंक्ति 
रूप से कन्धों पर लहराते हुये भव्य रूप में सज्जित है। पुरुष का गोल चेहरा, 
ओठों पर रहस्यमयी मुस्कान, आँखे बड़ी, मांसपेशियों का अभाव और कानों में 


[ ५५ । 


कुण्डल हैं । प्रतिमा में ऊपर की ओर एक छिद्र है जिससे प्रतिमा को दीवार पर 
टाँगने के लिये इसका उपयोग किया जाता था । 


इस प्रतिमा में सौन्दर्य और रूप-सज्जा की भावना स्पष्ट रूप से दिख- 
लाई देती है| यह प्रतिमा कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संग्रहालय 
में इस प्रतिमा के समान हो कौशाम्बी से प्राप्त गुप्तकालीन मण्मू्तियाँ नं० 
३४८/१३३ और नं० १४२४/२१४८ पर अंकित एवम्‌ प्रदर्शित हैं । 


स्‍त्री का शिरो भागं--ग्रुरुकुल संग्रहालय न॑० ३०७७/३७० (५.४%५५०८२.५ से० 
मो० विदिशा से प्राप्त यह प्रतिमा पांचवी शती ई० को है । यह गेहुँए रंग की 
मिट्टी से निर्मित है। स्त्री कलापूर्ण ढंग से केश विन्यास किये हुए है। यह मस्तक 
के दोनों ओर के केशों को सीधी मांग द्वारा और इनको लहरियेदार बनाकर 
संवारे गये हैं। शिरो भाग के बोच में केशों का जूडा है जो सम्भवत: मोतियों 
की लड़ियों द्वारा सज्जित है। स्त्री का मस्तक केशों के साथ दोहरी मोतियों 
की लड़ियों द्वारा सुशोभित है । इसका गोल चेहरा, नाक सीधो और ओगठों पर 
रहस्यमयी मुस्कान है। प्रतिमा में मुब्च का नीचे का ओंठ कुछ मोटा है । 


इस शअतिमा में ऊपर को ओर एक छिद्र बना हुआ है, जिससे ऐसा प्रतोत 
होता है कि दीवारों पर टांगने के लिये इसका उपयोग किया जाता था । इस 
में सौन्दर्य और रूप-सज्जा की भावना स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। इसकी 
शैली गुप्तकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है । 


स्‍त्री का शिरों भाग--गुरुकुल संग्रहालय नं०३५३३/४०३ (७.५०८४.५०८३ से० 
मी०) शाहबाद (आगनखेड़ा-हरदोई) से प्राप्त यह प्रतिमा पांचवो-छठी शती 
ई० की है। यह गेहुँए रंग को मिट्टी से निमित है । स्त्री कलापूर्ण ढंग से केश 
विन्यास किये हुये है। मस्तक के दोनों ओर केश लहरियेदार, लटें संवारी हुई 
हैं जो कन्धों पर लहराते हुए भव्य रूप में सज्जित हैं । स्त्री का गोल चेहरा, 
उन्‍्मीलित आंखे और कानों में कुण्डल हैं । स्त्री के मुख को देखने से स्पष्ट होता 
है कि इसका नीचे का ओंठ कुछ मोटा है । 


कला-दृष्टि से यह प्रतिमा महत्वपूर्ण है। इसके केश-विन्यास तथा सोनन्‍्दये- 
युक्त मुख, कला और इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । 


[ ४६ ॥ 


उपाध्याय का स्वरूप 


आचाय॑ वेदप्रकाश शास्त्री 
संस्कृत विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


उपाध्याय शब्द श्र यमाण होता हुआ किसी भव्य एवं दिव्य व्यक्तित्व की 
ओर इंगित करता हुआ, मानव परम्परा में परिगणनीय शब्द-श्वू खला में अपना 
विशिष्ट स्थान रखता हुआ, विद्वत्‌ समुदाय के मानस-सरोवर में विविध तरज़- 
रिज्भण के साथ क्रीडा में तत्पर, हंस सदृश शोभमान होता रहा है। यद्यपि उपा- 
ध्याय शब्द किसी वृत्तिविशेष की ओर ध्यान आकृष्ट करता है किन्तु वह वृत्ति 
ब्राह्मण वर्ण की व्यापक एवं शाश्वत ज्ञान वृत्ति का एक उज्ज्वल अंश है जो कि 
ब्राह्मणों के एक विशिष्ट वर्ग के लिये रूढ़ होकर संसार में कोतिमान हो गया 
है। प्रश्न उपस्थित होता है कि ब्राह्मण के साथ उपाध्याय शब्द का विनियोजन 
कब और कंसे सम्भव हुआ ? क्योंकि दो प्रकार के शब्द ब्यूह दृष्टि में आते हैं। 
प्रथम शब्द & ईं गैदिक शब्दों का है तथा द्वितीय शब्द व्यूह लौकिक शब्दों का 
है । गैदिक शब्द वेदों में हैं जिनका कर्ता स्वयं परमात्मा है, लौकिक शब्द लोक- 
निर्मित हैं जिनके कर्ता ऋषि, मुनि, देव, विद्वान आदि हैं । यद्यपि यह सत्य है 
कि लौकिक शब्दों का मूल भी बीज-रूप में कहीं न कहीं वेदों में अवश्य द्रष्टव्य 
है, क्योंकि समग्र शब्द सृष्टि का मूल वेद को ही स्वीकार किया गया है। मनु 
महाराज ने मनु-स्मृति में स्पष्ट रूप से वेदों के महत्त्व को स्वीकार करते हुये 
उद्घोष किया है कि-- 


सर्वेधां तुसनामानि कर्माणि च प्रथकृपथक । 
वेद शब्देभ्य एवादों प्रथक्‌ संस्थाश्ज निर्मंम्े ॥ मनु/१/२१ 


शब्दार्थ के सत्यस्वरूप का दर्शन करने वाले, भारती के समुपासकव॒न्द 
से वन्दनीय ऋषिवर वेदव्यास जी महाराज ने भी जगत्‌ प्रपञ्च की समस्त 
प्रवृत्तियों का मूल वेदों की ही स्वीकार किया है। जैसे-- 


अनादि निधतानित्या वागुत्सुष्टा स्वयस्भुवा । 
आदो वेदमयी दिव्या यत:ः सर्बा: प्रवत्तय: ॥ महा०“भाग०्शांति/२३२/२४ 


([ ४७ | 


इस प्रकार सभी मनीषियों ने वेद में ही समस्त सद्वृत्तियों का दशन 
करते हुए सांसारिक जन-समूह के कल्याणार्थ विविध प्रकार से उपदेश प्रक्रिया 
को संजीवन दिया । उपाध्याय की मौलिक प्रवृत्तियों का वणंन भो हमें वेद में 
प्राप्त होता है । यद्यपि वेद मन्त्रों में कहीं भी उपाध्याय शब्द का प्रयोग तो नहीं 
हुआ है किन्तु जो वर्णन उपलब्ध है उसके अनुसार प्रयुक्त विशेषण उपाध्याय की 
वृत्ति की ओर ही इंगित करते हैं । वेदों के प्रख्यात विद्वान श्री दामोदर जी 
सातवलेकर ने देवत संहिता में एक मन्त्र का उपाध्याय देवता के सम्बन्ध में 
उल्लेख किया है। उस मन्त्र का देवता--विश्वामित्नोपाध्याय है। इससे प्रतीत होता 
है कि मन्त्र उपाध्याय को समस्त प्रवृत्तियों का परिचायक है । मन्त्र इस 
प्रकार है-- 


शतधारमुत्समक्षीयमार्ण विपश्चितं पितरं वक्‍वानाम्‌ । 
मेलि मदन्‍्तं पित्नोरूपस्थे तं रोदसी पिपृतं सत्यवाचम्‌ ॥ऋ.३/२६/्८ 


प्रस्तुत मन्त्र में प्रयुक्त विशिषण परम्परा उपाध्याय की वागवृत्ति की 
सतत प्रगतिमयता की स्पष्टतया द्योतन कर रही है। उपाध्याय का शतधार रूप-- 
मन्त्र मों उपाध्याय के लिये शतधार शब्द का प्रयोग किया गया है । शतधार 
शब्द उपाध्याय की अद्भुत वाग्मिता की ओर संकेत कर रहा है, क्‍योंकि 
यास्काचाय॑ ने धारा शब्द का प्रयोग निधण्टु के अग्दर वाग्‌ रूप में प्रस्तुत किया 
है। (धारा इति वाड नामसुपठितम्‌) इस प्रकार शतधार का अर्थ “शतधा धारा 
सुशिक्षिता वाग्‌ यस्यासाँ शतधार:” किया जा सकता है। वस्तुतः (उपाध्याय 
किसी एक तथ्य का प्रकटन अनेकधा करता हुआ शतधार ही होता है। उपा- 
ध्याय के समक्ष सहस्नों की संख्या में गौठा हुआ छात्रसमुदाय जब उसकी वाणो 
का श्रवण करता है तो उस समय एक काल में अविच्छिन्न रूप में एकरूपा 
वाक रश्मि का विकिरण वह अनेकधा ही करता है। जिस प्रकार व्ग्गेमस्थ मेघ 
सहस्न धाराओं के साथ पृथिवी पर वषंण करता है, वही स्वरूप उपाध्याय का 
भो है। पुनश्च यह ज्ञातव्य है कि उपाध्याय के समक्ष जिज्ञासु शिष्य-मण्डल 
बौद्धिक दृष्टि से समान क्षमता का नहीं है, अतः कुशाग्र बुद्धि जिस निदर्शन से 
वस्तुतत्व का अवगम करता है, मन्द बुद्धि के लिये भिन्‍न निदर्शन के माध्यम से 
ही पदार्थ का बोध कराना उपाध्याय का परम कत्तव्य है। यह तभो सम्भव है 
जब कि उपाध्याय का बौद्धिक अभ्युदय शतधार की स्थिति को प्राप्त कर चुका 
हो । साज्भोपाज़ शास्त्रों का ज्ञाता, शास्त्रानुशीलन में तत्पर तथा सहज प्रतिभा 
का धनी उपाध्याय ही शतधार की संज्ञा को प्राप्त कर सकता है। 


अक्षीयमाण उत्स के रूप में उपाध्याय -उपाध्याय को अक्षीयमाण उत्स 
अर्थात्‌ कभी भी क्षीण न होने वाले कूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है । कृप 


[ ५८ ] 


की विशेषता यही होती है कि वह इधर-उधर से आकर संचित जल का दाता 
नहीं होता है अपितु वह स्वतः स्रवणशील स्रोतों से नि:ःसृत जल को प्रतिक्षण नव- 
नव रूप में स्वादु पेय बनाता हुआ जन-जन की जलाभिलाषा को पूर्ण करता है। 
उसी प्रकार उपाध्याय भी वह ज्ञानकूप है कि जिसके समीप आकर कोटिश: 
पुरुष प्रायश: ज्ञानपिपासु होकर अपनी तृषा को शाँत करते हैं । कृप को 
साथेक्रता इसो में है कि निरन्तर उसमें से जल निकलता रहे । उपाध्याय की 
साथ्थंकता इसी में है कि उसका ज्ञान-जल सतत्‌ रूप में निःसृत होता रहे, क्योंकि 
ज्ञान कृप को अक्षयता इसी में निहित है। उपाध्याय का चिस्तन सहज होता है 
तथा उसमें सातत्य रहता है। यह चिन्तन सातत्य ही उसके अक्षीयमाण रूप का 
हेतु है । सातत्य के अभाव में पूर्वाजित ज्ञानजल के कारण उपाध्याय का कुृप- 
- रूप तो रह सक्ता है परन्तु उसकी अक्षीयमाणता क्षण-क्षण में क्षीण होती रहती 
है। सम्भवतः इसीलिये कहा गया है-- 


अपूर्व: को5पि कोषोज्यं दश्यते तव भारती । 
व्ययतो वृद्धिसायाति क्षयसायाति सञ्चयात्‌ ।॥। 


महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा उत्स शब्दाथं इस प्रकार किया गया है 
“उन्दस्ति येन त॑ कृपम, उत्समिति कूृप नाम्‌ निरु० ३/२३ | कृपमिव जलेन 
विलन्नम्‌, कूप इव तृप्तिकर:,उन्दन्ति यस्मात्‌ स कृप इव(पुरुष:) । अर्थात्‌ कृप की 
क्लिन्नता यहाँ स्नेह का द्योतन करती है । स्नेह तृप्तिकर स्वयमेव होता है अतः 
उपाध्याय ज्ञान कोष होते हुए स्नेह की जीवित मूर्ति के रूप में भी स्वयं को 
प्रस्तुत करे ॥ कुप शब्द से उपाध्याय की स्वस्थानाधिष्ठातृता निश्चय ही अभि- 
व्यड्चित हौ रही है। जिस प्रकार कृप एक स्थानस्थ रह कर आने वालों की 
जलदान द्वारा तृप्ति करता है उसी प्रकार उपाध्याय भी अपनी पीठ पर अधि- 
ष्ठित होता हुआ अक्षय ज्ञान निधि का निरन्तर वितरण करता रहता है। यदि 
उपाध्याय की व्युत्पत्ति करें तो इस प्रकार होगी “उपेत्यअधीयतेउ5स्मा दित्युपा- 
ध्याय:” अर्थात्‌ जिसके समीप जाकर अध्ययन किया जाता है वह उपाध्याय 
संज्ञा को प्राप्त करता है । समग्र उपनिषत्‌ साहित्य इस इष्टि से औपाध्यायिक 
प्रवृत्ति का द्योतक है। यद्यपि अधुनातन जगत में चिन्तन .परम्परा भिन्‍न है, 
अद्यतनीन विचार से तो“शिष्यमुपेत्य योउ्ध्यापयाति स उपाध्याय:”यह अथे किया 
जाता है, परन्तु यह अर्थ प्राककाल में अभीष्ट नहीं था, क्योंकि सभी प्राचीन 
ग्रन्थों के शिक्षा प्रसंगों में शिक्षक को पूर्वारणि तथा शिष्य को उत्तरारणि के रूप 
में स्वीकृत किया गया है, पूर्वारणि के समीप उत्तरारणि को ही आना होता है। 
पूर्वारणि जहाँ उसका स्थान है वहीं प्रतिष्ठित रहती है | गुरुकुलों अथवा शिक्षण 
संस्थानों मों आज भो विद्याथियों का प्रविष्ट होना इसका प्रमाण है। उपाध्याय 
की इस गौरवमयी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आचार्य पाणिनी के “आख्यातो- 


[ (शर्ट ) 


पयोगे” १/४/२४ सूत्र का उदाहरण नियमपूर्गक विद्यास्वीकरण में '“उपाध्याया- 
दघीते” दिया है जिससे शिष्य का शिक्षक के समीप गमन सिद्ध हो रहा है । 


उपाध्याय का विपश्चित्‌ रूप--उपाध्याय को नैदुष्य से परिपूर्ण होना 
चाहिये । क्योंकि उसका प्रमुख कार्य अध्यापन है अतः विद्यार्थी की समस्त 
शंकाओं का निवारण करना उपाध्याय का प्रमुख कत्त व्य है। यह तभो सम्भव 
हो सकता है जब कि उपाध्याय का विशद अध्ययन एवं मनन होगा। कोई भी 
विद्या चार प्रकार से फलवती मानो गयी है, अर्थात्‌ अधीति, बोध, आचरण एव 
प्रचारण के द्वारा विद्या का पृर्ण विकास होता है। यह विकास उपाध्यायश्रित ही 
स्वीकरणीय है तथा उक्त परम्परा के निर्वाहार्थ उपाध्याय का विद्वानों की श्र णी 
को निजाभिख्या से अलंकृत करना परम ककत्तब्य है । 


उपाध्याय वाणी का पिता है - उपाध्याय को “पितर वक्‍वानाम्‌” कह 
कर वाणी के पिता के रूप में स्वीकार किया गया है। स्वामी दयानन्द जी ने 
वक्‍वा के विद्वज्जन, वक्‍ता, भाषण वा उपदेश परम्परा आदि अनेक अर्थ किए 
हैं। इसी प्रकार पिता के भी पालक, जनक, विद्वान, सूबे, पालयिता वा अध्या- 
पक आदि अनेक अर्थ किए हैं (गैंदिक कोष) । इस प्रकार यह तो निश्चित ही 
है कि समस्त वाक प्रसर उपाध्याय का निर्देशन प्राप्त करता हुआ ही गति में 
आता है। इसीलिए उपाध्याय को वाणी का पिता कहा गया है। यहाँ यह 
चिन्तना अवश्य करणोय है कि जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को गुणकर्मा- 
नुसार ही उसके योग्य पति को देता है, उसी प्रकार उपाध्याय का भी यह कत्त व्य 
है कि वह पात्र का गुण-कर्म एगं स्वभाव देखकर ही विद्या के विभिन्‍न रूपों का 
सूक्ष्म निरीक्षण करके प्रदान करे । इसके लिए उपाध्याय को मनोगैज्ञानिक होना 
चाहिये क्‍योंकि छात्र की मनःस्थिति का यथारूप जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब 
तक प्रदत्त विद्या फलवती नहीं होगी । जब-जब उपाध्याय ने किसी भय अथवा 
प्रलोभनवश वाणी का असत्यपात्र में आधान किया है, तभी वाक सरिता की 
पावनता कुछ मलीमस हुई है | अतएव निरुक्तकार ने इन पंक्तियों का उल्लेख 
कर दिया-- 


विद्या हवे ब्राह्मणमाजंगाम, गोपाये माशेवधिष्टे-हमस्मि । 
असुयेकायान्‌ जवेध्यताय न सा ब्रूया वोयेंबती तथा स्थास्‌ ॥१॥ 


य आत॒णत्त्यवितथेन कर्णावदु:खं कुवंस्नमृतं संप्रयच्छन । 
त॑ मनन्‍्येत पितरं मातरं च तस्म न॒द्र॒ ह येत्ततसच्चनाह ॥२॥। 


अध्यांपिता ये गरु नाद्रियन्ते विप्रा बाचा मनसा कमंणा वा। 
यथवे ते ने गेंरुमजिनोया स्तेथैय तानन मुनक्तिभ्र्‌त॑ तत्‌ ॥३॥ 


[| ६० ] 


उपाध्याय का स्वरूप 


आचाय वेदप्रकाश शास्त्री 
संस्कृत विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


उपाध्याय शब्द श्र यमाण होता हुआ किसी भव्य एबं दिव्य व्यक्तित्व की 
ओर इंग्रित करता हुआ, मानव परम्परा में परिगणनीय शब्द-श्यू खला में अपना 
विशिष्ट स्थान रखता हुआ, विद्वत्‌ समुदाय के मानस-सरोवर में विविध तरज्ज- 
रिज्भजण के साथ क्रीडा में तत्पर, हंस सदृश शोभमान होता रहा है । यद्यपि उपा- 
ध्याय शब्द किसी वृत्तिविशेष की ओर ध्यान आकृष्ट करता है किन्तु वह वृत्ति 
ब्राह्मण वर्ण की व्यापक एवं शाश्वत ज्ञान व॒ृत्ति का एक उज्ज्वल अंश है जो कि 
ब्राह्मणों के एक विशिष्ट वर्ग के लिये रूढ़ होकर संसार में कोतिमान हो गया 
है। प्रश्न उपस्थित होता है कि ब्राह्मण के साथ उपाध्याय शब्द का विनियोजन 
कब और कंसे सम्भव हुआ ? क्योंकि दो प्रकार के शब्द व्यूह दृष्टि में आते हैं । 
प्रथम शब्द ह> गैदिक शब्दों का है तथा द्वितीय शब्द व्यूह लौकिक शब्दों का 
है । गैदिक शब्द वेदों में हैं जिनका कर्ता स्वयं परमात्मा है, लौकिक शब्द लोक- 
निर्मित हैं जिनके कर्ता ऋषि, मुनि, देव, विद्वान आदि हैं । यद्यपि यह सत्य है 
कि लौकिक शब्दों का मूल भी बीज-रूप में कहीं न कहीं वेदों में अवश्य द्रष्टव्य 
है, क्योंकि समग्र शब्द सृष्टि का मूल वेद को ही स्वीकार किया गया है। मनु 
महाराज ने मनु-स्मृति में स्पष्ट रूप से वेदों के महत्त्व को स्वीकार करते हुये 
उद्घोष किया है कि-- 


सर्वषां तुसनामानि कर्माणि च प्रथकृपृथक्‌ । 
बेद शब्देभ्य एवादो पृथक संस्थाश्य निर्मम ॥ मनु/१/२१ 


शब्दार्थ के सत्यस्वरूप का दर्शन करने वाले, भारती के समुपासकव॒ृन्द 
से वन्दनीय ऋषिवर वेदव्यास जी महाराज ने भी जगत्‌ प्रपञ्च की समस्त 
प्रवृत्तियों का मूल वेदों की ही स्वीकार किया है। जैसे-- 


अनावि निधघनानित्या बागुत्सष्टा स्वयम्भुवा । 
आको वेदसयी दिव्या यतः सर्बा: प्रवत्तय: ॥ महा०भा०्शांति/२३२/२४ 


[ ४७ | 


इस प्रकार सभी मनीषियों ने वेद में ही समस्त सद्वृत्तियों का दशन 
करते हुए सांसारिक जन-समूह के कल्याणार्थ विविध प्रकार से उपदेश प्रक्रिया 
को संजीवन दिया । उपाध्याय की' मौलिक प्रवृत्तियों का वगंन भो हमें वेद में 
प्राप्त होता है । यद्यपि वेद मन्त्रों में कहीं-भी उपाध्याय शब्द का प्रयोग तो नहीं 
हुआ है किन्तु जो वर्णन उपलब्ध है उसके अनुसार प्रयुक्त विशेषण उपाध्याय की 
वत्ति की ओर ही इंगित करते हैं । वेदों के प्रख्यात विद्वान श्री दामोदर जी 
सातवलेकर ने दंवत संहिता में एक मन्त्र का उपाध्याय देवता के सम्बन्ध में 
उल्लेख किया है। उस मन्त्र का देवता--विश्वामित्रोपाध्याय है। इससे प्रतीत होता 
है कि मन्त्र उपाध्याय को समस्त प्रवृत्तियों का परिचायक है । मन्त्र इस 
प्रकार है-- 


शतधारमुत्समक्षीयमाणण विपश्चितं पितरं वक्‍वानाम्‌ । 
मेलि मदन्‍्तं पित्नोरूपस्थे तं रोदसी पिप्रतं सत्यवाचम्‌ ॥ऋ.३/२६/र 


प्रस्तुत मन्त्र में प्रकुक्त विशेिषण परम्परा उपाध्याय की वागवृत्ति की 
सतत प्रगतिमयता की स्पष्टतया द्योतन कर रही है। उपाध्याय का शतधार रूप-- 
मन्त्र मों उपाध्याय के लिये शतधार शब्द का प्रयोग किया गया है । शतधार 
शब्द उपाध्याय की अद्भुत वाग्मिता की ओर संकेत कर रहा है, क्‍योंकि 
यास्काचार्य ने धारा शब्द का प्रयोग निष॒ण्टु के अग्दर वाग्‌ रूप में प्रस्तुत किया 
है । (धारा इति वाडः नामसुपठितम्‌) इस प्रकार शतधार का अर्थ “शतधा धारा 
सुशिक्षिता वाग यस्यासा शतधार:” किया जा सकता है। वस्तुतः उपाध्याय 
किसी एक तथ्य का प्रकटन अनेकेधा करता हुआ शतधार ही होता है। उपा- 
ध्याय के समक्ष सहस्रों की संख्या में गैठा हुआ छात्रसमुदाय जब उसको वाणो 
का श्रवण करता है तो उस समय एक काल में अविच्छिन्न रूप में एकरूपा 
वाक्‌ रश्मि का विकिरण वह अनेकधा ही करता है। जिस प्रकार व्णोमस्थ मेघ 
सहस्न धाराओं के साथ पृथिवी पर वषंग करता है, वही स्वरूप उपाध्याय का 
भो है। पुनश्च यह ज्ञातव्य है कि उपाध्याय. के समक्ष जिज्ञासु शिष्य-मण्डल 
बौद्धिक दृष्टि से समान क्षमता का नहीं है, अतः कुशाग्न बुद्धि जिस निदर्शन से 
वस्तुतत्व का अवगम करता है, मन्द बुद्धि के लिये भिन्‍न निदर्शन के माध्यम से 
ही पदार्थ का बोध कराना उपाध्याय का परम कत्त व्य है। यह तभी सम्भव है 
जब कि उपाध्याय का बौद्धिक अभ्युदय शतधार की स्थिति को प्राप्त कर चुका 
हो । साज्भोपाज् शास्त्रों का ज्ञाता, शास्त्रानुशीलन में तत्पर तथा सहज प्रतिभा 
का धनी उपाध्याय ही शतधार की संज्ञा को प्राप्त कर सकता है । 


अक्षीयमाण उत्स के रूप में उपाध्याय -उपाध्याय को अक्षीयमाण उत्स 
अर्थात्‌ कभी भी क्षीण न होने बाले कृप के रूप में प्रस्तुत किया गया है । कृप 


[ ५८ ) 


की विशेषता यही होती है कि वह इधर-उधर से आकर संचित जल का दाता 
नहीं होता है अपितु वह स्वतः स्रवणशील स्रोतों से निःसत जल को प्रतिक्षण नव- 
नव रूप में स्वादु पेय बनाता हुआ जन-जन को जलाभिलाषा को पूर्ण करता है। 
उसी प्रकार उपाध्याय भी वह ज्ञानकृप है कि जिसके समीप आकर कोटिश: 
पुरुष प्रायशः ज्ञानपिपासु होकर अपनी तृषा को शाँत करते हैं। कृप को 
साथेंक्रता इसो में है कि निरन्तर उसमें से जल निकलता रहे । उपाध्याय को 
सार्थकता इसी में है कि उसका ज्ञान-जल सतत्‌ रूप में निःसृत होता रहे, क्योंकि 
ज्ञान कुप को अक्षयता इसी में निहित है। उपाध्याय का चिस्तन सहज होता है 
तथा उसमें सातत्य रहता है। यह चिन्तन सातत्य ही उसके अक्षीयमाण रूप का 
हेनु है। सातत्य के अभाव में पूर्वांजित ज्ञानजल के कारण उपाध्याय का कृप- 
रूप तो रह सकता है परन्तु उसकी अक्षीयमाणता क्षण-क्षण में क्षीण होती रहती 
है । सम्भवतः इसीलिये कहा गया है-- 


अपवे: को5पि कोषोज्यं दृश्यते तव भारती । 
व्ययतो वृद्धिसायाति क्षयमायाति सञ्चयात्‌ ।। 


महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा उत्स शब्दार्थं इस प्रकार किया गया है 
“उन्दस्ति येन तं॑ कृपम्‌, उत्समिति कृप नाम्‌ निरु० ३/२३ | कृपमिव जलेन 
क्लिन्नम्‌, कृप इव तृप्तिकर:,उन्दन्ति यस्मांत्‌ स कृप इव(पुरुष:) | अर्थात्‌ कृप की 
क्लिननता यहाँ स्नेह का द्योतन करती है । स्नेह तृप्तिकर स्वयमेव होता है अतः 
उपाध्याय ज्ञान कोष होते हुए स्नेह की जीवित मृति के रूप में भी स्वयं को 
प्रस्तुत करे ॥ कूप शब्द से उपाध्याय की स्वस्थानाधिष्ठातृता निश्चय ही अभि- 
व्यज्चित हो रही है। जिस प्रकार कृप एक स्थानस्थ रह कर आने वालों की 
जलदान द्वारा तृप्ति करता है उसी प्रकार उपाध्याय भी अपनी पीठ पर अधि- 
ष्ठित होता हुआ अक्षय ज्ञान निधि का निरन्तर वितरण करता रहता है। यदि 
उपाध्याय की व्युत्पत्ति करें तो इस प्रकार होगी “उपेत्यअधीयते>स्मा दित्युपा- 
ध्याय:” अर्थात्‌ जिसके समीप जाकर अध्ययन किया जाता है वह उपाध्याय 
संज्ञा को प्राप्त करता है । समग्र उपनिषत्‌ साहित्य इस दृष्टि से औपाध्यायिक 
प्रवत्ति का द्योतक है। यद्यपि अधुनातन जगत में चिन्तन” परम्परा भिन्‍न है, 
अद्यतनीन विचार से तो“*शिष्यमुपेत्य योउध्यापयाति स उपाध्याय: ”यह अथे किया 
जाता है, परन्तु यह अर्थ प्राककाल में अभीष्ट नहीं था, क्‍योंकि सभी प्राचीन 
ग्रन्थों के शिक्षा प्रसंगों में शिक्षक को पूर्वारणि तथा शिष्य को उत्तरारणि के रूप 
में स्वीकृत किया गया है, पूर्वारणि के समीप उत्तरारणि को ही आना होता है। 
पूर्वारणि जहाँ उसका स्थान है वहीं प्रतिष्ठित रहती है । ग्रुरुकुलों अथवा शिक्षण 
संस्थानों मों आज भो विद्याथियों का प्रविष्ट होना इसका प्रमाण है। उपाध्याय 
की इस गौरवमयी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आचायें पाणिनी के “आख्यातो- 


[ ४बैर्क 


पयोगे” १/४/२६ सूत्र का उदाहरण नियमपूर्गषक विद्यास्वीकरण में ““उपाध्याया- 
दघीते” दिया है जिससे शिष्य का शिक्षक के समीप गमन सिद्ध हो रहा है । 


उपाध्याय का विपश्चित्‌ रूप--उपाध्याय को नैदृष्य से परिपृर्ण होना 
चाहिये । क्योंकि उसका प्रमुख कार्य अध्यापन है अतः विद्यार्थी की समस्त 
शंकाओं का निवारण करना उपाध्याय का प्रमुख कत्त व्य है। यह तभो सम्भव 
हो सकता है जब कि उपाध्याय का विशद अध्ययन एवं मनन होगा। कोई भी 
विद्या चार प्रकार से फलवती मानो गयी: है, अर्थात्‌ अधीति, बोध, आचरण एव 
प्रचारण के द्वारा विद्या का पूर्ण विकास होता है। यह विकास उपाध्यायश्रित ही 
स्वीकरणीय है तथा उक्त परम्परा के निर्वाहार्थ उपाध्याय का चिद्वानों की श्रेणी 
को निजाधभिख्या से अलंकृत करना परम कत्तब्य है । 


उपाध्याय वाणी का पिता है - उपाध्याय को “पितर वक्‍वानाम्‌” कह 

कर वाणी के पिता के रूप में स्वीकार किया गया है। स्वामी दयानन्द जी ने 
वक्‍वा के विद्वज्जन, वक्‍ता, भाषण वा उपदेश परम्परा आदि अनेक अर्थ किए 
हैं। इसी प्रकार पिता के भी पालक, जनक, विद्वान, सूय, पालयिता वा अध्या- 
पक आदि अनेक अर्थ किए हैं (गैदिक कोष) । इस प्रकार यह तो निश्चित ही 
है कि समस्त वाक प्रसर उपाध्याय का निर्देशन प्राप्त करता हुआ ही गति में 
आता है। इसीलिए उपाध्याय को वाणी का पित्ता कहा गया है। यहाँ यह 
चिन्तना अवश्य करणोय है कि जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को गुणकर्मा- 
नुसार ही उसके योग्य पति को देता है, उसी प्रकार उपाध्याय का भी यह कत्त व्य 
है कि वह पात्र का गुण-कर्म एवं स्वभाव देखकर ही विद्या के विभिन्‍न रूपों का 
सुक्ष्म निरीक्षण करके प्रदान करे । इसके लिए उपाध्याय को मनोगैज्ञानिक होना 
चाहिये क्योकि छात्र की मन:स्थिति का यथारूप जब तक स्पष्ट नही होगा तब 
तक प्रदत्त विद्या फलवती नहीं होगी । जब-जब उपाध्याय ने किसी भय अथवा 
प्रलोभनवश वाणी का असत्यपात्र में आधान किया है, तभी वाक सरिता की 
पावनता कुछ मलीमस हुई है । अतएव निरुक्तकार ने इन पंक्तियों का उल्लेख 
कर दिया-- 

विद्या' हव॑ ब्राह्मणममाजगास, योपाय साशेवधिष्टे-ह्मस्मि । 

असृयकायान जवेष्यताय न सा ब्र॒या कोयेंचती तथा स्थाम्‌ ॥१॥ 


य आत्णत्त्यवितथेन कर्णावदु:खं कुवंन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 
त॑ मन्येत पितरं मातरं च तस्मे न॒द्र हु येत्कतमच्चनाह ॥२॥ 


अध्यापिता ये गुरु नाद्रियलते वित्रा बाचा मनसा कर्कण वा। 
यर्थव ले क गुरुक्षोक्नोता स्तयेद तान्त मुमश्तिष्र त॑ तत्‌ ।॥रे।। 


६ ६० | 


यमेव विद्या शचिमप्रमत्ं सेधाविन ब्रह्मचर्योपपन्नम । 
यसस्‍्ते न द्र ध्येत्‌ कतमच्चनाह तस्मे सा ब्रया निश्िपाय ब्रह्मन्‌ ॥४।॥ 
निरुक्त अ० २। 


वाणी का पिता कहलाने का अधिकारी उपाध्याय तभी है जब कि वह 
वाणी की आवाज को सुनता है। जिस प्रकार लोक में नपुसक को दी गई कन्या 
पुत्रवती नहीं होती है उसी प्रकार अपात्र प्रदत्त बिच्या फलवती नहीं होती है । 
यहाँ एक शंका हो सकती है कि विद्या का क्षेत्र सभी के लिए है फिर पात्र-अपात्र 
का प्रश्न केसा ? वास्तविकता यह है कि अपात्र से अभिप्राय यह नहीं है कि वह 
सर्वंथा अपात्र है अपितु उसकी बौद्धिक एगं चारित्रिक क्षमता के आधार पर 
यहाँ पात्र-अपात्र का भाव है। जिस समय छात्र की जितनों तथा रुचि के अनु- 
सार जैसी बौद्धिक क्षमता है वही उसकी पात्रता है और उसी के अनुसार उसे 
विद्यादान होना चाहिये | यह कार्य कुशल उपाध्याय का है कि वह देखे कौन 
छात्र किस-किस योग्यता का है, उसको उस समय, उसी स्तर की विद्या का दान 
अपेक्षित है। अतएवं ऐसे कुशल उपाध्याय को पितरं वक्‍वानम्‌ कहा गया है। 


उपाध्याय का सत्यवाक्‌ रूप --उपाध्याय को सत्यवाक होना प्राथित है, 
क्योंकि सत्यता के अभाव में उपाध्याय प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर खकता । यह 
सत्यवाक होना उसके चारित्रिक पक्ष की ओर संकेत करता है । उपाध्याय का 
जहाँ विद्वान्‌ू,चिन्तक,गवेषक,कुशलवक्ता होना अपेक्षित है, वहीं उसका 'सत्यवाक' 
होना भी अपेक्षित है । यहाँ सत्यवाक का एक अभिप्राय यह भी है कि उपाध्याय 
सत्योपदेष्टा, आप्त पुरुषों के वाक्‍्यों को ही अपनी वाणी का विषय बनाकर 
अध्ययन-अध्यापन में प्रवत्त रहे । 


इस प्रकार वेद-मन्त्र में हमें उपाध्याय का स्वरूप दृष्टिगत होता है। 
स्मृति-ग्रन्थों में भी उपाध्याय की प्रवृत्ति को वण्यं विषय बनाया गया है। मनु- 
स्मृति में उपाध्याय के स्वरूप को उस अध्यापक के साथ समन्वित किया है जो 
जीविका हेतु अध्यापनादि में प्रवृत्त होता है, जैसे--- 


एक देशं तु वेदस्य वेदाड्भगन्यपि वा पुन: । 
योउ्ध्यापयति वृत्यर्थंमुपाध्याय: स उच्चते ॥ मनु० २/१४१ 


मनु जी ने वृत्ति हेतु अध्ययन एवं अध्यापन मों रत ब्राह्मण को उपाध्याय 
की संज्ञा दी तथा उसको आचाये की प्रतिष्ठा की अपेक्षा कम प्रतिष्ठा प्रदान 
की । मनु जी “उपाध्यायान्दश आचाये” मनु० २/१४५ कह कर स्पष्टतया दश 
उपाध्यायों की अपेक्षा एक आचाय॑ को गुरुता प्रदान करते हैं । क्योंकि वृत्ति हेतु 


[ ६१ ] 


उपाध्याय का जोवन एक वणिक व्यक्ति के समान ही स्वीकार किया गया है! 
जैसे कि--“यस्थागमः केवलं जीविकाये त॑ ज्ञान पण्य॑ वणिजं वदन्ति” अर्थात्‌ 
केवलमात्र धनाजंन के लिये शास्त्राभ्यास करने वाला ब्राह्मण एक व्यावसायिक 
का दृष्टिकोण अपना कर हो चलता है । 


याज्ञवल्क्य जी ने अपनी स्मृति में उपाध्याय के स्वरूप का वर्णन करते 
हुए मनु-स्मृति का पूर्णझप से अनुकरण किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि याज्ञ- 
वल्क्य के समक्ष समाज में व्यवहारिक रूप में मनु द्वारा निर्दिष्ट उपाध्याय का 
स्वरूप प्रचलित था अतएव उन्होंने भी -“एक देशमुपाध्याय:” या० स्मृति १/३५ 
कहकर संक्षेप में उपाध्याय का स्वरूप वणित किया है । .यहाँ यह द्रष्टव्य है कि 
याज्ञवल्क्य यह तो स्वीकार करते हैं कि वेद के एक देश को पढ़ाने वाला उपा- 
ध्याय है किन्तु वह व॒त्यथें पढ़ाता है इसीलिए उपाध्याय है, इसका कोई निर्देश 
स्पष्टतया नहीं किया है। आपस्तम्ब धमंसूत्र में भी उपाध्याय को अध्यापक 
के रूप में स्वीकार करते हुए पूर्ण प्रतिष्ठा प्रदान की गयी है, वहीं आचाये के 
समान ही उपाध्याय का सम्मान किय। गया है जैसे कि--“तथा समा दिष्टे$ध्या- 
पयति” (आप» धरमं० सू० १/२/७/२८ ) । अर्थात्‌ ब्रह्मचारी को ग्रुरु अथवा 
आचाये के समान हो, आचायें के आदेश से अध्यापन करने वाले उपाध्याय के 
(अध्यापक) प्रति भी सत्कार करना चाहिये । यहाँ आचायंबत्‌ उपाध्याय का 
सम्मान करणीय है । 


महाभाष्यका र ने भी अपने भाष्य में अध्यापक के लिये उपाध्याय शब्द 
का ही प्रयोग किया है। जैसे कि--“एवमुक्त उपाध्यायेनोपाध्यायानीमपृच्छत 
म० भा० १/८/८६ | यहाँ उपाध्याय की पत्नी को उपाध्यायानी शब्द से कहा 
गया है | कहीं तो उपाध्यायी शब्द का भी प्रयोग हुआ है, किन्तु अध्यापन कर्म 
में प्रवृत्तू महिला के लिये तो उपाध्याया शब्द का प्रयोग होता है । उपयु क्त 
कथन से इतना तो स्पष्ट है कि उपाध्याय का सीधा सम्बन्ध अध्यापन 
कम से है । 


मानव-समाज में ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र मों यदा-यदा प्रगति हुई है, उस 
प्रगति का श्रेय उपाध्याय वर्ग को ही रहा है । सामाजिक-चेतना को उजागर 
करने का उत्तरदायित्त्व उपाध्याय पर ही है किन्तु इसके साथ-साथ समाज के 


द्वारा उपाध्याय को पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त होनो चाहिये । हम देखते हैं कि विदेशों 
मों आज भी उपाध्याय का जो सम्मान है वह सम्मान यहाँ नहीं है । अतः यदि 
मानव समाज की संचरना मों चारूता का आधान करना है तो ब्राह्मण वर्ग के 
प्रतिष्ठित संभाग उपाध्याय को उचित सम्मान देना ही होगा । 


'दुवयकानपमकन- [] या 


[ ६२ ] 


वतंमान परिस्थितियों में युवाओं की ममिका 


देव आशीष भट्टाचार्य 
एम० एस-सी०, एम० ए० (प्रथम वर्ष) 


आज मैं एक ऐसे विषय को छ रहा हूँ जिसका सीधा सम्बन्ध हम युवाओं 
एवं छात्रों से है । आज दुनियाँ में छात्र आन्दोलन हिचकोले खा रहा है, उसका 
भविष्य अनिश्चय की ओर है । आज जब हम अस्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में प्रवेश 
कर रहे हैं तो हमारा नौतिक दायित्व बनता है कि हम स्थिति पर गम्भीरता- 
पूर्णक विचार करें और युवाओं एवं छात्रों के भविष्य का उचित समाधान ढू ढ़ 
ताकि युवा एवं छात्र, जो भविष्य का प्रकाशपुज है तथा भावी बिश्व का 
निर्माता है, कहीं वह एक ऐसे मार्ग को न अपना ले जहाँ उसका पतन अवश्य- 
म्भावी हो जाए, बल्कि वह एक ऐसे मार्ग को चुने जिससे वह पूरी दुनियाँ में 
समता और समृद्धि को प्रतिधारा बहाएं । 


यदि हम पूरी दुनियाँ के छात्र एगं युवा-समुदायों पर दृष्टि डालें तो 
पायेंगे कि दुलियाँ का युवा एवगं छात्र कम से कम तीन या उससे अधिक भागों 
में बंटा है, इन तीनों ग्रुपों के कायेरूप तथा व्यवहार में कहीं भी समानता नहीं । 
आखिर ऐसा क्‍यों? यह ठीक है और हम मानते हैं कि दुनियाँ का युवा कार्यरूप 
तथा व्यवहार में एक जैसा नहीं हो सकता क्योंकि वह अधिक आत्मिक विचारों, 
आश्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणों से काफी भिन्‍न है। फिर भी दुनियाँ में कुछ 
ऐसे ज्वलन्तः प्रश्न हैं जिनपर दुनियाँ भर के सभी युवाओं का रुख एक जैसा होना 
चाहिए । आज विश्व एक ऐसे कगार पर पहुँचा हुआ है कि वह (विश्व) कब 
समाप्त हो जाये यह किसी को पता नहीं । दुनियाँ परमाणुवीय हथियारों की दौड़ 
मे इस प्रकार सम्मिलत हो गई है कि अनजाने में की गई एक छोटी भूल सम्पूर्ण 
मानवता के लिये अभिशाप बन सकती है। स्टार वार के रूप में एक ऐसी खतर- 
नाक वैज्ञानिक प्रणाली का उदय हो रहा है जो सम्पूर्ण दुनियाँ को तबाह कर 
सकती है,मानवता को सड़ा-सड़ा कर मार सकती है। इतना सब कुछ हो जाने के 
बावजूद वह युवा एवं छात्र समुदाय जो दुनियाँ में सबसे अधिक प्रगतिशील एवं 
जागरूक व मानववादी होने का दम्भ भरता है, वह चरस, हैरोइन, स्मेक व 
कोकीन के नशे मों धुत इन साम्राज्यवादी व सामान्‍्ती शक्तियों से लड़ने के बजाय 
एक ऐसी हिप्पो व पलायनवादी संस्कत्ति का उदय कर रहा है जो स्वयं 


[ ६९३ ] 


उनके लिये तो घातक है ही, साथ हो में उनका यह विकृत रूप दुनियाँ के तीनों 
किस्म के देशों तथा विकासशील देशों के युवकों की मनःस्थिति को भी छल 
रहा है । 


यह थी उस युवा एगं छात्रसमुदाय की कहानी जिन्हें आथिक सम्पन्नता 
व अति सामाजिक जागरूकता खाए जा रही हैं । अब मुड़ते हैं अपने देश के युवा 
एगं छात्र समुदाय पर । अपने देश के युवा एवं छात्रसमुदाय को अपनी पुरातन 
पीढ़ी से मिली है साम्प्रदायिकता की आग, भाई-भतीजावाद का तूफान, भश्रष्टा- 
चार का तूफान और बेरोजगारी का सेलाब और इन सबसे बच जाता हैतो 
उस पर असहनीय चोट करती है मैकाले की वह शिक्षा पद्धति जिसे उसने एक 
साम्राज्यवादी षड़यन्त्र के तहत भारत के लिए, भारत को हमेशा ब्रिटिश उप- 
निवेश बनाये रखने के लिये तेयार किया था। और इस षड्यन्त्र को जारी रखे 
है हमारी यह वतंमान स्रमाजवादी लेबल वालो सरकार । आज की शिक्षा पद्धति 
कितनो उपहासपूर्ण है इस बात का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है 
कि इस शिक्षा पद्धति को भारत के राष्ट्रपति से लेकर आम नागरिक तक दोष 
देता है और उसमें आमूल परिवरतंन की बात करता है। पर इस परिवतेन को 
हिम्मत नहीं जुटा पाता । शिक्षा के आमूल परिवतंन से निहित स्वार्थों पर चोट 
पहुँचेगी । जिस दिन शिक्षा का कलेवर बदल जायेगा उसी दिन देश की शिक्षा 
बदल जाएगी, राजनीति की दिशा बदल जाएगी। साम्प्रदायिकता की आबोहवा 
में परिवर्तन आ जायेगा, आज युवकों को एकता कितनी भावात्मक व जज्बाती 
है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि छोटा-मोटा भो शारीरिक 
संघर्ष साम्प्रदायिकता का स्वरूप ग्रहण कर लेता है ओऔर युवक इनका 
विरोध करने के बजाय जातीय, क्षेत्रीय. व धामिक आधारों में बट जाता है 
जिसके कारण इन ताकतों को, जो देश को एकता व अखण्डता को तोड़ना चाहते 
हैं, बल मिलता है । आज जरूरत है युवक व छात्र ऐसे मच से जुड़ें जिनकी सोच 
समाजवादी व मानववादी है। अगर युवक ऐसे संघों से जुड़ता है तो निश्चय 
ही वह उन ताकतों से लड़ने के लिये स्वतः आगे आएगा जो देश को एकता के 
लिए खतरा पेदा कर रहे हैं। आज मुझे खुशी इस बात को है कि देश की 
जनता ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो स्वच्छ व ईमानदार है । और जैसा 
माननीय प्रधानमन्त्री खुद अपने प्रसारणों मों यह बार-बार आश्वासन दे भी 
रहे हैं कि जीवन के हर क्षेत्रों मों आमूल परिवर्तन किया जाएगा, खासतौर से 
शिक्षा, आथिक एगं राजनैतिक क्षेत्रों में, स्तुत्य है । 


[ ६९४ ] 


परिसर-परिक्रमा 


दयानन्द ने हिन्दी पत्रकारिता को नई 
चेतना दी ! 


गरुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में दयानन्द निर्वाण शताब्दी व्याख्यान- 
माला के अन्तर्गत दयानन्द और हिन्दी पत्रकारिता पर पद्मश्री पण्डित क्षेमचन्द्र 
सुमन तथा दयानन्द और प्र॑ मचन्द पर ट्रिब्यून तथा स्टेट्समेन के पूर्ग-सम्पादक 
तथा अंग्र जी के सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखक जीवनीकार श्री मदनगोपाल के व्या- 
ख्यानों का आनन्द नगर के प्रबुद्ध नागरिकों, पत्रकारों तथा साहित्यकारों ने 
लिया । विश्वविद्यालय के कुलपति बलभद्रकुमार हजा ने कहा कि दयानन्द यों 
तो बीसवीं शती के पूर्ण नवचेतना तथा राष्ट्रीय जागरण का संदेश लेकर आए 
थे पर आज के मानवधमं, लोकतन्त्र, सामाजिक समानता, नंतिक तथा राष्ट्र- 
वादी भावना और भारत की अखण्डता की रक्षा के माहौल में उनको प्रास॑- 
गिकता अधिक बढ़ गई है । स्वामी जो ने सुनहरे भारत के निर्माण की जो सभा - 
वनाएँ व्यक्त की थीं, उनकी पूति की दिशा में प्रधानमन्त्री राजीव गाँधों नये 
युग का शिलान्यास कर रहे हैं । ' 
भारत साधु समाज के भन्‍त्री डा० श्यामसुन्दर दास की अध्यक्षता में 
सम्पन्न प्रथम व्याख्यान संगोष्ठी में श्री क्षेमचन्द्र सुमन ने कहा कि स्वामी जो 
आधुनिक चेतना के प्रखर पुरुष थे। मिस्टर ग्रिफिय और ईश्वरचन्द्र विद्या- 
सागर की तरह भारतेन्दु की कविवचनसुधा, के लेखक होते हुए उन्होंने आय॑ 
विचारधारा के पत्रों के प्रकाशन की प्रेरणा दी । १५७० में शाहजहाँपुर से मु शी 
बख्तावरसिह ने उनकी प्र रणा से आये समाज की स्थापना से पाँच वषं पूर्ण आय॑ 
दपंण नामक साप्ताहिक पत्र निकाला । १८८र्ख में स्वामी जी के शिष्य समथंदान 
ने राजस्थान समाचार निकालकर आयंभाषा के पत्नों को सर्गथा नई विचार- 
भूमि प्रदान की । उदयपुर से सज्जन कीतिसुधाकर भी उनकी प्रे रणा से प्रका- 
शित हुआ जो बाद में सरकारो गजट के रूप में परिणत हो गया । मेरठ में 
स्वामी जी छः: बार आए और १८७८ में उनके प्रभाव से आये समाचार का प्रका- 
शन हुआ । स्वामी जी के निधन के पाँच वर्ष बाद स्वामी श्रद्धानन्द ने सद्धर्म 
प्रचारक का सम्पादन-प्रकाशन शुरू किया । गुरुकुल कांगड़ो की स्थापना तो जैसे 
हिन्दी पत्रकारिता के लिए वरदान सिद्ध हुई। उनके पुत्र इन्द्र जी ने देनिक 
विजय, अजु न, नवराष्ट्र और जनसत्ता के सम्पादक के रूप में हिन्दी पत्रकारिता 
की जो नींव डाली, उसो पर आज उसका यह भव्य भवन खड़ा है । अपने ३६ 
पृष्ठों के सुन्दर मुद्रित भाषण में विभिन्‍न पत्न-पत्रिकाओं का ब्यौरेवार विवरण 
देते हुए श्री सुमन ने बताया कि आये समाज ने हिन्दो पत्रकारिता को कितने 
नये आयाम दिए | भारत, सूरीनाम, फीजी, मारीशस, ब्रिटिश गयाना, बर्मा, 
थाइलेण्ड के पत्नों का जिक्र करते हुए विद्वान वक्ता ने हिन्दी पत्रकारिता के उन 


[ ६७ | 


अलभ्य तथा अज्ञात स्रोतों का परिचय दिया जिनसे शोधा्थियों का मार्गदर्शन 
हो सकता है । इस अवसर पर विश्वविद्यालय की त्रनैमासिक शोध पत्रिका 
प्रक्लाद के “श्रद्धानन्द, रामचन्द्र शुक्ल तथा इन्दिरा गाँधो स्मृति अंक' का विमो- 
चन करते हुए श्री सुमन ने प्रहक्लाद के सम्पादक डा० विष्णुदत्त राकेश को इस 
महत्वपूर्ण कार्य के लिये बधाई दी । 


दूसरी व्याख्यान संगोष्ठी प्रसिद्ध गैदिक विद्वान्‌ आचाय॑ प्रियबन्रत वेद- 
मातंण्ड की अध्यक्षता में शुरू हुई । “दयानन्द और प्रेमचन्द” पर बोलते हुए श्री 
मदनगोपाल ने कहा कि प्रेमचन्द पर दयानन्द का गहरा प्रभाव था । प्र मचन्द 
आयें समाज के बाजाब्ता सदस्य थे। वह १४२६ में गुरुकुल कांगड़ी आए थे और 
यहाँ से लौटकर उन्होंने माधुरी में गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर अपने संस्मरणा- 
त्मक लेख भी लिखे थे । अपने निधन के कुछ हो माह पूर्ण लाहौर आये समाज के . 
अन्तगंत आयंभाषा सम्मेलन सभापति पद से बोलते हुए उन्होंने कहा था कि 
यह समाज के अन्तगंत उन भाषाओं का सम्मेलन है जिनमें आय सभाज ने धर्म 
क्रा प्रचार किया है। मैं आये समाज को जितनो धामिक संस्था समझता हैँ, 
उतनो तहजीबी सस्थां भी समझता हूँ । हरिजनों के उद्धार में सबसे पहले आय॑ 
समाज ने कदम उठाया, लड़कियों की शिक्षा की जरूरत को सबसे पहले उसने 
समझा । जाति-भेदभाव और खान-पान के छत-छात और चौके-चुल्हे को 
बाधाओं को मिटाने का गौरव उसी को प्राप्त है। और आये समाज ने हमारी 
भाषा के साथ जो उपकार किया है, उसका सबसे उज्ज्वल प्रमाण यह है कि 
दयानन्द ने इसी भाषा में सत्याथे प्रकाश उस समय लिखा जब उसकी उतनी 
चर्चा न थी। श्री मदनगोपाल ने कहा कि भारतेन्दु ने एक ओर हरिश्चन्द्र गोग- 
जीन में सहायक सम्पादकों की सूची में दयानन्द जी का नाम गौरव से छापा तो 
दूसरी भर प्र मचन्द ने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से महर्षि 
का संदेश घर-घर पहुँचाया । उन्होंने गबन, प्र मा तथा खूने सफेर के आधार 
पर एक ओर विधवा-विवाह, छुआछूत की समस्या को उठाया तो दूसरी ओर 
वरदान में नायक का चरित्र दयानन्द पर ढ़ाला। स्वामी दयानन्द और प्र म- 
चन्द दोनों राष्ट्रीय विचारधारा के महापुरुष थे । दोनों का आधार था हिन्दू- 
मुस्लिम मतभेदों को दूर करना । कायाकल्प में प्र मचन्द की यही भूमिका स्प- 
ष्ट हुई । स्वदेशी के प्रचार में भी दयानन्द का संदेश प्रेमचन्द ही लेकर आगे 
बढ़े । 
व्याख्यानमाला के संयोजक डा० विष्णुदत्त राकेश ने श्रो क्षेमचन्द्र सुमन 
और श्री मदनगोपाल के कतित्व पर प्रकाश डालते हुए व्याख्यानमाला के उद्द श्य 
को स्पष्ट किया । 
े ह भोपालसह त्यागी 
एम० ए० हिन्दी (प्रथम व) 


[ ए८ ] 


गुरुकुल कांगड़ी में कुलपति सम्मेलन 


गुरुकुल कां गड़ी विश्वविद्यालय में १८, १८, २० जनवरी ८५ को आयो- 
जित उत्तर-क्षेत्रीय कुलपति सम्मेलन के सम्पन्न होने से मह॒षि दयानन्द, स्वामी 
श्रद्धानन्द तथा महात्मा गांधी को वह चिर-आकांक्षा साकार हुई कि अनुसूचित 
जातियों तथा जनजातियों को समाज में समान स्तर प्रदान कर उन्हें राष्ट्र की 
मूल-धारा के साथ जोड़ दिया जाय । आय॑ समाज अपने स्थापना काल से ही 
इस दिशा में प्रयत्नशील रहा पर विश्वविद्यालयीय स्तर पर आये समाज के इस 
काय को सावंजनिक तौर पर समर्थन इस सम्मेलन में मिला। महषि दयानन्द 
निर्वाण शताब्दी के रचनात्मक अभियानों में यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है । 
इस सम्मेलन में लखनऊ, फंजाबाद, गोरखपुर, पंतनगर-नैनीताल, काशी विद्या- 
पीठ, कृषि विश्वविद्यालय हिसार, पंजाब विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू 
विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया, मेरठ, गढ़वाल तथा रुड़की विश्वविद्यालयों 
के कुलपतियों तथा कुलपति-प्रतिनिधियों ने भाग लेकर जहाँ अनुसूचित तथा 
पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर शक्षिक तथा आथिक संदर्भो में विचार-विमर्श 
किया, वहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को बुनियादी विशेषताओं तथा उनकी 
पूति के लिये कुलपति बलभद्रकुमार हजा द्वारा उठाए गए कदमों की भी भर- 
प्र सराहना की । 


भारतीय विश्वविद्यालय संघ की प्रेरणा से सम्पन्न इस सम्मेलन में 
शिक्षा के क्षेत्र मों आरक्षण की नीति को दस वर्ष तक जारी रखने की सिफारिश 
करने के साथ-साथ, आरक्षण नीति के पुनम्‌ ल्यांकन की मांग को गई। विचारकों 
की दृष्टि में आरक्षण नीति का पुनमू ल्यांकन आथिक, सामाजिक, शैक्षणिक, 
मनोगैज्ञानिक तथा राष्ट्रीप दबावों और उनके प्रभावों के तहत किया जाना 
चाहिए । सम्मेलन की यह आम राय थो कि आरक्षण का आधार आ्थिक 
पिछड़ापन, व्यवहारिकता, आवश्यकता तथा पर्याप्तता होने चाहिएँ, केवल 
जातिगत आधार नहीं । काशी विद्यापीठ के पूर्व कुलपति, पूर्व साँसद तथा प्रसिद्ध 
समाजशास्त्री डा० राजाराम शास्त्री ने विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में 
इस सिफारिश पर अपनी सहमति व्यक्त की । सम्मेलन द्वारा की गई अन्य मुख्य 
सिफारिशों में आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए तकनीकी तथा व्यवसायोन्मुखी 
शिक्षा अनिवाय॑ करने, मातृभाषाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में छूट देने, पूर्ण 


[ ६ ;& 


शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने, अलग शिक्षा संस्थाएँ खोलने, इस वर्ग के छात्रों 
को मुफ्त भोजन, पुस्तकें, कपड़े, वजीफे, प्रशिक्षण के लिए विशेष कक्षाएँ तथा 
अन्तरिम पाठ्यक्रम चालू करने की योजनाएँ उल्लेखनीय हैं । सम्मेलन ने यह भी 
माँग की कि विश्वविद्यालयों में शिक्षक तथा विद्यार्थी अपने नाम के साथ जाति- 
सूचक शब्दों का प्रयोग न करें तथा समान स्तर और ब्यवहार पर शिक्षा प्रदान 
करें । इसके लिए भावात्मक वातावरण भी बनाना होगा और एक मजबूत 
प्रचार तंत्र की स्थापना करनी होगी । 


इस तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन बी० एच० ई० एल० के कमप्प्यू- 
टर हाल में श्री टो० एन० चतुर्वेदी, नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, भारत सर- 
कार ने दीपदान मों दीप जलाकर तथा उद्घाटन भाषण देकर किया । श्री चतु- 
ठेंदी ने आरक्षण को सभी वर्गों के विपुल किन्तु विपन्‍न्न लोगों के बच्चों के लिए 
आवश्यक बताते हुए कहा कि आरक्षण को प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर 
विशेष रूप से लागू करना चाहिए । उन्होंने कहा कि विकास किसको कितना 
मिला, इसी बात से माना जा सकता है और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिस- 
में हमें अधिक से अधिक विकास मिल सकता है । इस माध्यम के सुधार की 
बड़ी आवश्यकता है | शिक्षा आज हमें जाति, धर्म, वर्ग, भाषा आदि परिस्थि- 
तियों से मुक्ति न दिलाकर हमारे स्वार्थों को ताकिक आधार देरही है। 
विकास के लिए शिक्षा का न्यायपूर्ण बंटवारा जरूरी है। सम्मेलन के उद्घाटन- 
सत्र की अध्यक्षता लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति डा० आर० एस०» मिश्र ने 
की तथा संगोष्ठियों के लिए प्रस्तावना-भाषण दिया श्री अंजना कुमार, संयुक्त 
सचिव भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने । 


गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति बलभद्रकुमार हजा ने स्वागत भाषण 
में गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को प्रतिपादित करते हुए कहा कि इस पद्धति को 
स्वीकार कर लेने से आरक्षण की समस्या ही नहीं रह जाती । ग्रुरुकुल जाति- 
पाँति तथा असमानता से रहित समान स्तर, समान शिक्षा तथा समान विकास 
की धारा में क्रियात्मक विश्वास रखता है तथा पिछले ८५५ वर्षों से राष्ट्र के 
विभिनन क्षेत्रों मों का्यंरत स्नातकों पर गव॑ करता है जिनकी जात-पाँत का पता 
आज भी किसी को नहों है और जो उद श्य के साथ राष्ट्रीय विकास के लिए 
समपित हैं | गुरुकुल विद्यालय के छात्र तथा कन्या ग्रुरुकुल की छात्राओं ने 
सस्वर मंत्र पाठ कर मंगलाचरण किया । 


मुख्य समारोह मों, जिसका संचालन डा० विष्णुदत्त राकेश, रीडर हिन्दी 
विभाग गुरुकुल कांगड़ी, कर रहे थे, वक्‍ताओं मे बार-बार इस बात पर जोर 


[ ७० ॥)., 


दिया कि वर्तमान परिस्थितियों में आरक्षण जरूरी है, पर इसे अनिश्चित काल के 
लिए लागू रखना न्यायसंगत नहीं । 


सम्मेलन के समन्वयक प्रो० ओमप्रकाश मिश्र तथा सह-समन्वयक डा० 
राघेलाल वाष्णेय ने कुलसचिव श्री वीरेन्द्र अरोड़ा के सुदक्ष सहयोग से इस 
आयोजन को सफल बनाने में अथक परिश्रम किया । सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने 
अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कुलपति, कुलसचिव तथा समन्वयक को उनके 
व्यवस्थित आयोजन तथा आतिथ्यसत्कार के लिये मुक्त कंठ से बधाई दी । 


विविध परिचर्चा सत्रों में जातिगत असमानता के आधार, जाति की 
अवधारणा तथा वतंमान परिप्र क्ष्य में आरक्षण की आवश्यकता और पुनमू ल्या- 
कन की संभावनाओं पर विद्वानों ने अपने आलेख प्रस्तुत किए । एक परिचर्चा 
सत्र की अध्यक्षता पंतनगर के कुलपति डा० कृपानारायण, पूव॑ सचिव उत्तर प्रदेश 
सरकार, द्वितीय सत्र की अध्यक्षता हिसार के कुलपति डा०एल०डी० कटारिया 
तथा समापन सत्र की अध्यक्षता आचार प्रियत्रत वेदमातंण्ड, पूर्व कुलपति गुरुकुल 
विश्वविद्यालय ने की । विभिन्‍न संगोष्ठियों की बहस में हिस्सा लेने वालों में 
जामिया मिलिया के डा० गान्धी, फंजाबाद के डा० वाशी, गोरखपुर के डा० 
एल० बी० त्रिपाठी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की डा० शान्‍्ता कृष्णन, 
पंजाब विश्वविद्यालय के डा० वी० बी० भनोत तथा श्री एम० एल० भाटिया, 
रुड़की विश्वविद्यालय के डा० भरतसिह, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संयुक्त 
सचिव श्री अंजनी कुमार, मेरठ विश्वविद्यालय के डा० ब्रजेन्द्र शर्मा, डा० कमल- 
कान्‍्त बुधकर धैथा कु० निर्मल त्र हन, काशी के डा० जी० शंकर, ग्रुरुकुल के डा० 
हरगोपालसिह; सदाशिव भगत, डा० विजय शंकर, डा० बी० डी० जोशी, डा० 
कृष्ण अवतार अग्रवाल, डा० सेंगर, लालनरसिह नारायण, डा० नारायण शर्मा 
आदि विद्वान्‌ प्रमुख रहे । 


प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी द्वारा शिक्षा की नीतियों में आमूल परि- 
वतन करने की घोषणाओं के कारण यह सम्मेलन और इसके द्वारा की गई 
संस्तुतियाँ काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी । इससे पूर्व शान्ति निकेतन कलकत्ता, पूना 
तथा तंजौर में भी इस तरह के सम्मेलन हो चुके हैं । उत्तर भारत में इसी क्रम 
मैं चौथा सम्मेलन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में हुआ । 


सम्मेलन में हिन्दुस्तान देनिक, नवभारत टाइम्स देनिक, जागरण, आज, 
पंजाब केसरी तथा पोंण्टींग्आई० के संवाददाता भी उपस्थित हुए । खुप्रसिद्ध 
साहित्यकार तथा दिनमान के सम्पादक श्री कन्हैयालाल नन्‍दन, आकाशवाणी 
दिल्ली के श्री रमानाथ अवस्थी एबं भाकाशवाणी नजीबाबाद के एस०हिन्दुवान 
ने तो बहस में भाग लेकर उसे प्राणनन्त बना दिया। 


[ ७१ ै] 


कुलपतियों तथा सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सम्मान में बी०एच०ई०एल० 
के महा प्रबन्धक श्री सो०एम० गुप्ता, उनके जन-सम्पर्क अधिकारी श्री चन्द्रकान्त 
सरदाना तथा अन्य अधिकारियों ने रात्रिभोज का आयोजन किया। तथा उससे 
पूर्व एक सांस्कृतिक सन्ध्या में दिल्‍ली पब्लिक स्कूल, केन्द्रीय. विद्यालय, विद्या- 
मन्दिर इण्टर कालेज तथा आनन्दमयी सेवा सदन इण्टर कालेज के छांत्र- 
छात्राओं ने राष्ट्रीय अखण्डता, भावात्मक एकता तथा युग-निर्माण की आकाक्षा 
को जागृत करने वाले मनोहारी कार्यक्रम प्रस्तुत किए । 


यह पहला अवसर था जब कि नगर के विभिन्‍न वर्गों और क्षेत्रों के मान्य 
व्यक्ति आयोजनों में शामिल हुए तथा विश्वविद्यालय के विकास को देख कर 
इसलिए भी प्रसन्‍न हुए कि यह उनके नगर को उपलब्धि है। कनखल के प्रसिद्ध 
व्यवसायी तथा कांग्रस के सक्रिय नेता श्री सुधीरकुमार गुप्ता ने प्रतिनिधियों के 
सम्मान में एक रात्रि भोज दिया जिसमें कुलपति हजा तथा गुरुजनों के साथ 
उत्तरक्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रतिनिधि और नगर के सभ्रान्त नाग- 
रिक उपस्थित हुए। स्थानीय न्यायाधीश श्री अशोक कुमार सिंह इस अवसर पर 
विशेष रूप में उपस्थित थे | डा० काश्मोर्राप्रह भिण्डर तथा उनके सहयोगियों ने 
इस कार्यक्रम को सफलता के साथ सम्पन्न कराने में विशेष तत्परता दिखाई । 


गुरुकुल विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में श्री जगदीश विद्यालंकार ने 
दिल्‍ली के पुस्तक विक्र ताओं के सौजन्य से एक अद्यतन पुस्तक प्रदर्शनी का 
आयोजन किया । इसका उद्घाटन श्री टो० एन० चतुवंदी ने किया । भारतीय 
विश्वविद्यालय संघ द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का प्रदर्शन भी इस अवसर पर किया 
गया। इस प्रदशनी में वेद, संस्कृत, दर्शन, पुरातत्व संस्क्ृति, विज्ञान, मानविकी 
तथा शिक्षा प्रसार की सद्यः प्रकाशित शोध-स्तरीय पुस्तकें विशेष आकषंण का 
केन्द्र रहीं । 


इस सारे आयोजन को राष्ट्रीय स्तर के सभी हिन्दी, अंग्रेजी पत्रों ने 
प्रमुखता देकर रेखांकित किया । हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स आफ इण्डिया, 
इण्डियन एक्सप्रेस, हिन्दुस्तान देनिक, नवभारत टाइम्स, जागरण, पंजाब केसरी, 
जनयुग आदि में समाचार प्रकाशित हुए तथा दिनमान में इसकी विस्तृत 
रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है। स्थानीय अंग्र जी साप्ताहिक हॉक ने व्शिषांक 
प्रकाशित किया तथा स्थानीय दनिक बंद्री विशाल ने समाचार छापा। गुरुकुल 
पत्रिका, ग्रुरुकुल प्रगति के विविध परिदृश्य वैदिक पाथ, प्रह्लाद तथा आये भट्ट 
के साथ अंग्र जी तथा हिन्दी में विश्वविद्यालय की विकास-यात्राओं तथा सर- 
कार द्वारा स्वीक्त योजनाओं और उनके तंहत किये गये कार्यों का अंग्र जी- 
हिन्दी में विवरण छाप कर सम्मेलन में वितरित कराया गया । 


न /९। कक 


[ ७२ |] 





(पुस्तक-समीक्षा ) 


पुस्तक का नाम --. कामायनो एक सहु-चिन्तन 


सम्पादक -- डा० वचनदेव कुमार, डा० विनेश्वर प्रसाद 

प्रकाशक --. क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली 
(२८ शापिग सेन्टर, करमपुरा) 

पृष्ठ संख्या 5. १६६, मुल्य ८०/- 


कामायनी प्रसाद जी की सर्वाधिक चचत काव्य-कृति है । उपाधि सापेक्ष 
और निरपेक्ष दृष्टि से कामायनी पर अनेक आलोचना-ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं । 
इतना होने पर भो नहीं कहा जा सकता कि कामायनी का काव्य-सौन्दर्य पूरो 
तरह उद्घाटित हो गया है। इसी कृति की यह विशेषता रही है कि एक ओर 
इस पर सर्जनाकारों ने विचार किया तो दूसरी ओर समीक्षकों की पेनी दृष्टि 
इसका हर कोना झाँक आई। निराला, पंत, दिनकर, मुक्तिबोध, आचाय॑ शुक्ल, 
आचार नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डा० नग्ेन्द्र, डा० प्र मशंकर, डा० फतहसिह तथा 
डा० द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने अपने ग्रन्थों में कामायनी के विविध परिदृश्यों का 
आकलन-विवेचन किया । कामायनी जैसी महान्‌ कृति के लिए यह कोई आश्चयं 
की बात नहीं । कामायनी के शब्दों में ही कहना चाहें तो कह सकते हैं-- 


मैं जभी तोलने का करती, उपचार स्वयं तुल जाती हूँ । 


डा० वचनदेव कुमार सर्जक-समीक्षक हैं। उन्होंने परीक्षोपयोगी दृष्टि से 
भी यदि संकलन-सम्पादन-समीक्षण किया है तो उसमें भी स्तरीय गहरे अध्ययन 
की छाप दिखाई पड़ती है। उनके “संस्कत साहित्य का इतिहास” में यह बात बड़ी 
साफ देखी जा सकती है । 'कामायनी एक सह-चिस्तन” उनकी ऐसी ही कति है 
जिसमें कामायभी के परम्परित और आधुनिक पक्षों पर, विवादास्पद पक्षों पर 
भी, गंभोर विचार हुआ है । यह पहला समीक्षा-संकलन है जिसमें विवेच्य कवि 
के समकालीन, समान विचारशील तथा समस्तरीय कवियों निराला और 
सुमित्रानन्दन पन्‍्त से लेकर छायावादोत्तर प्रबन्धकार कवि रामधारीसिंह दिन- 
कर तथा नई कविता के उनन्‍नायक मुक्तिबोध तक के निबन्ध संकलित हैं। 
निराला का यह कथन कि हिन्दी के युगान्तर साहित्य के जो तीन प्रजापति हैं, 
उनमें प्रसाद जी की एक “श्रद्धा देवो गे मनु: हैं । बाकी दो हैं, स्वर्गीय प्रेमचंद 
और वाबू मेथिलीश रण--इस तथ्य का परिचायक है कि कामायनीकार मात्र 
कवि नहों, युगद्गष्टा साहित्यकार हैं । दो पृष्ठों के लघु लेख में निराला जी ने 
कामायनी की मूल चेतना को पकड़ने का प्रयत्न किया है, उनका यह निष्कर्ष 
कितना सटोक है कि मनुष्य-मन का इतना अच्छा चित्र जिस समझदारी के साथ 
इस पुस्तक में चित्रित हुआ, मैंने हिन्दी और-बंगला के नवीन साहित्य में अन्यत्र 
नहीं देखा । 


| ७४ ] 


पंत जी के दो लेख “यदि मैं कामायनी लिखता” तथा 'कामायनी पुनरा- 
वलोकन' भी इसमें संकलित हैं । पंत जी इस रचना की प्रबन्धात्मकता के प्रति 
आश्वस्त भी हैं और संदिग्ध भी । एक ओर वह कहते हैं कि छायावाद केवल 
स्वप्न सम्मोहन हो बनकर रह जाता यदि प्रसाद जी उसमें कामायनी जैसी 
महाकाव्य-सृष्टि की अवतारणा न कर जाते तो दूसरी ओर कहते हैं कि उसका 


कथानक संक्षिप्त रंग-मंच है, उसमें न विस्तार, न विवरण और किसी प्रकार 
की प्रगाढ़ता, हृदय-मंथन अथवा भावों के उत्थान-पतन की सृक्ष्मता भी नहीं है । 
हाँ, कला-चेतना की दृष्टि से कामायनी छायावादी युग का प्रतिनिधि काव्य 
कही जा सकती है । उ््दं श्य की दृष्टि से भी वह किसी प्रकार का निदान प्रस्तुत 
नहीं करती अपितु “आधुनिक युग के विकासवाद से काल्पनिक एवं मनोनैज्ञा- 
निक स्तर पर प्र रणा-ग्रहण कर तथा अध्यात्म की दृष्टि से वह चिरप्राचीन 
व्यक्तिवादी, विकसित एवं समरस नित्य आनन्द चेतन्य का आरोहणमूलक 
आदर्श उपस्थित कर, भारतीय पुनर्जागरण के काव्ययुग के अन्तिम स्वर्ण परि- 
च्छेद की तरह समाप्त हो जाती है ।' जीवन-मूल्य, नवीनभाव-बोध, विज्ञान- 
भूमि, लोक साधना तथा विकासशील जीवन धारणाओं के अभाव में पंत जी 
इस कृति को अपूर्ण मानते हैं । पंत जी ने इस अभाव की पूर्ति का प्रयत्न 'लोका- 
यतन' की रचना द्वारा किया पर यह्‌ एक उबाऊ तथा शिथिल काव्य-रचना है । 
हाँ सत्यक्राम' को कामायनी की जोड़ की रचना कढ़ा जा सकता है जिसमें 
छायावादी कलाबोध, प्रगतिवादी लोक-चेतना तथा नवभाववादी भागवती- 
चेतना का अपूर्व सामंजस्य हुआ है । दिनकर ने पंत जी के विपरीत अधिक 
विस्तार में जाकर बताया कि कामायनी का कथा-सूत्र विरल होता हुआ भी 
व्यापकता में कम नहीं है। उसका एक छोर यदि सभ्यता के आदिकाल में है 
तो दूसरा भविष्य के गहवर तक जाता है। पुनरुत्थान के लक्षणों की बहुविध 
अभिव्यक्ति जहाँ उसमें हुई है, वहीं परम्परित यती-धर्म तथा निवृत्तिमुलक पला- 
यन का खण्डन भी हुआ है| छायावादी कारीगरी की दृष्टि से पंत के ही 
समान दिनकर भी इस कृति का महत्त्व स्वीकार करते हैं। पर इसकी भाषागत 
दुबंलताओं को अंकित करते हुए भी कहते हैं कि कामायनी में खड़ी बोली का 
जितना असमर्थ रूप प्रकट हुआ है उतना असमर्थ रूप किसी और काव्य में नहीं 
मिलता । मुक्तिबोध ने यथा्थंवादी शिल्प तथा उसके आधार पर भावपक्ष के 
उद्घाटन की दृष्टि से इस कृति के दोषों का परीक्षण किया है । वास्तविक 
जीवन-जगत्‌ को उसके वास्तविक सम्बन्धों के साथ ग्रहण कर सकने की प्रक्रिया 
का यहाँ पूर्ण निर्वाह नहीं हो सका ॥ रोमांटिक भाव-प्रधान आत्मवादी कला ही 
कामायनी की मूल चेतना है। समाज और विश्व के प्रति इसमें प्रसाद की निजी 
प्रतिक्रियाएँ समाहित हैं जो एक फेन्टेसी में उनके इच्छित बिश्वासों का प्रतीक 
हैं । कामायनी के गुण-दोषों पर इन महान्‌ कवियों की प्रतिक्रियाओं का लेखा- 


[ ७६९ | 


जोखा प्रस्तुत कर सम्पादकों ने इन आश्षेपों के समाधान के रूप में शेष बारह 
निबन्धों का संकलन किया है। एक प्रकार से वाद प्रस्तुत कर परोक्ष शैली में 
प्रतिवाद प्रस्तुत करने को योजना सराहनीय है । अच्छा होता, इन निबन्धों को 
रचना तिथि भी साथ दे दी जाती । पाठकों को पता चलता कि कामायनी के 
प्रकाशन के बाद कामायनी की ख्रबलता और दुर्ललता का प्रतिपादन उसके व्या- 
पक विश्लेषण की क्रमबद्ध राह कैसे बनाता चला गया ? विरोध करते हुए भी 
सर्जनाकार गैसी कृति नहीं लिख सके । आचार हजारीप्रसाद द्विवेदी शायद 
इसी कारण अपने निबन्ध “कामायनी सर्वेक्षण” में लिखते हैं कि कामायनी के 
कवि मों और जितने भी दोष हों, वह नख से शिख तक मौलिक है। उसकी 
मौलिकता कभी-कभी जटिल और दुर्बोध तक हो जाती है । 


पुस्तक के द्वितीय खण्ड में आचायें शुक्ल, आचाय॑े वाजपेयी, डा० नगेन्‍्द्र, 
आचाय॑ द्विवेदी, डा० स्नातक जैसे प्रतिष्ठित समीक्षकों के लेख हैं जिनमें कामा- 
यनी के वृत्त, कला, रूपकतत्त्व तथा दाशनिकता पर ब्वूचार निहित हैं । मिथ- 
कीय प्रतीकात्मकता पर डा० दिनेश्वरप्रसाद, छन्द विधान पर डा० विमल 
कुमा र जैन एवं भाषा पर डा» बालेन्दु शेखर तिवारी के लेख संकलित हैं। डा० 
रमेश कुन्तल मेध, डा० रामस्वरूप चतुर्गेदी, डा० वचनदेव कुमार तथा डा० 
रामचन्द्र प्रसाद के लेखों में कृति के रचना-गठन, कार्ये-व्यापार, उसे व्यंजित 
करने वाली बिम्बमाला, सांस्कृतिक संकट, समकालीन जीवनानुभव, सर्जनात्मक 
भाषास्तर तथा रचनात्मक स्वायत्तता का विवेचन हुआ है । 


तुलनांत्मक दृष्टि से डा० वचनदेव का लेख मानस और कामायनी तथा 
विश्वमहाकबियों के पार्श्ण में प्रसाद की प्रतिष्ठा करने के उहं श्य से लिखा गया 
डा० रामचन्द्र प्रसाद का निबन्ध कामायनी--विश्वमहाकाव्य के संदर्भ में पठ- 
नीय हैं। एक बात समझ में नहीं आई यदि रामचरितमानस देश और काल की 
सीमाओं को लाँघने वाला काव्य है और कामायनी में यह विशेषता नहीं है तो 
फिर दोनों की तुलना ही क्‍यों की गई ? मानस की लोकग्राह्म चेतना और 
कामायनी की सुजनग्राह्मय चेतना के मूल अन्तर से भी दोनों कृतियों की तुलना 
बेमेल है । अच्छा होता, कामायनी को उनके समकालीन और परवर्ती 
समानधर्मा कवियों को महत्‌ काव्य-क॒तियों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा-समझा गया 
होता । डा० रामचन्द्र प्रसाद ने शैलीगत ओदात्य की दृष्टि से कामायनी की 
पराडाइज लास्ट से तुलना ठीक की है। वर्जिल के “इनीड' का विषय कामायनी 
का व्य नहीं है परन्तु इसमें भी अस्तित्व की जटिलता का गैसा हो चित्रण 
हुआ है जैसा वर्जिल के महाकाव्य में । जो लोग दाँतेप्रणीत “डिवाइन कॉमेडी” 
से कामायनी की तुलना करते हैं, वे ठीक करते हैं। लेखक तुलना करते हुए स्पष्ट 


[ ७७ ] 


कहते हैं कि दोनों महाकाव्य अन्यापदेशिक, रूपकात्मक तथा आध्यात्मिक हैं, 
दोनों का वर्ण्यं आत्मा का परम तत्त्व की ओर आरोहण है । सारांश यह कि 
कार्मायनी और डिवाइन कॉमेडी दो भिन्‍न परम्पराओं की देन होकर भी 
तात्त्विक तथा रचनात्मक शैली की दृष्टि से समान हैं । डा० प्रसाद कामायनी 
के संदेश को गेटे के फाउस्ट में समान रूप से प्रतिबिम्बित देखते हैं । 


सम्पादक को लेखचयनद्ृष्टि विशद्‌ और व्यापक है। उन्होंने नये-पुराने 
समीक्षकों के बहुविध दृष्टिकोण उपन्यस्त करने की दृष्टि से इन निबन्धों का 
चयन किया है । डा० प्र मशंकर तथा डा० द्वारिकाप्रसाद सक्सेना प्रसाद काब्य 
के अध्येताओं मों रेखांकित किए जाते हैं, उनके निबन्धों का न होना खलता है। 
कामायनी के अर्थंगभित पक्षों का, सर्जनात्मक क्षमता का, भाविक सौन्दये और 
वस्तुसं रचना का जितना प्रामाणिक, संक्षिप्त किन्तु संतुलित विवेचन इन निबन्धों 
में मिलता है, पाठक को उसके लिए अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नही पड़ती । 
ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, सामाजिक तथा मनोणैज्ञानिक गैचारिक यात्राओ के 
पड़ाव में 'कामायनी कासहचिन्तन! पाथेए सिद्ध होगा, इसमें दो राय वहीं । 


यह सह-चिन्तन भारतव्यापी विद्वानों का है जिनमें काशी, प्रयाग, 
दिल्ली, पंजाब, बिहार के प्रमुख हस्ताक्षर सकलित हैं । इस महत्वपूर्ण सम्पादन 
के लिए डा० वचनदेव कुमार तथा डा० दिनेश्वरप्रसाद बधाई के पात्र हैं। डा० 
कुमार सर्जक-समीक्षक हैं और डा० प्रसाद ने “प्रसाद की विचारधारा' लिखकर 
ख्याति अजित की है । 


- डा० विष्णुदत्त राकेश 


सम्पादक को कलम से-- 


मूल्योन्मुख शिक्षा 


पराधीन भारत में विदेशी शासकों तथा उनके पिछलग्गू इतिहासकारों ने 
भारतीय संस्कृति और इतिहास को तोड़-मरोड़ कर भारतीय जीवन का जो 
विकृत चित्र उपस्थित किया, उसने नवयुवकों में मानसिक दासता, हताशा, 
घुटन और क्लीवता को कूट-कूट कर भर दिया । महषि दयानरद ने भारतीय 
इतिहास की पुनं रचना की आवश्यकता अनुभव करते हुए स्वतन्त्र, समृद्ध तथा 
साँस्कृतिक दृष्टि से सम्पुष्ट राष्ट्र की अवधारणा इसीलिए प्रस्तुत की और 
स्वामी श्रद्धानन्द ने राष्ट्रध्येयोन्मुख शिक्षा को ठोस रूप देने के लिए गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया । १४ मई १४०० ई० को गुजरान- 
वाला में भक्त आनन्दस्वरूप की वाटिका में गुरुकुल की स्थापना हुई । स्वामी 
जी के पुत्र हरिश्चन्द्र तथा इन्द्रचन्द्र प्रविष्ट होने बाले पहले ब्रह्मचारी थे और 
व्याकरण तथा दशन के प्रकाण्ड विद्वान पण्डित गंगादत्त जी प्रथम आचाय॑ | 
२ मार्च १६०२ को यह विरवा हरिद्वार से पाँच मील गंगा के पूर्वीय तट पर घने 
जंगलों के बीच साफ किए दो बीघे मैदान में रोप दिया गया और १६२४ की 
बाढ़ के बाद इसे वर्तमान परिसर में १६३० के अप्रैल में स्थानान्तरित कर 
दिया गया । अब गुरुकुल एक विशाल वट वृक्ष बन चुका था तथा ब्रिटिश शासन 
के विदेशी प्रभाव से मुक्त, स्वतन्त्रचेता राष्ट्रभक्त स्नातकों का निर्माण कर, राष्ट्र 
की प्रमुख धास में जुड़ चुका था । दीनबन्धु एन्डू ज, महात्मागाँधी, महामना 
मालवीय, श्रीमती एनी बेसेन्ट, पण्डित मोतीलाल नेहरू, पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद, आचाये क्षितिमोहन सेन, महाकवि रविन्द्रनाथ टेगोर, 
आचाय नरेन्द्रदेव तथा डा० सम्पूर्णानन्द जैसे विचारक गुरुकुल की राष्ट्रीय गति- 
विधियों के प्रशंशकभ और समथक रहे हैं । महात्मा गाँधी तो गुरुकुल से इतने 
प्रभावित थे कि अफ्रीका के फोतिक्स आश्रम के विद्याथियों के साथ जब वह 
भारत आए तो अहमदाबाद में अपने प्रथक आश्रम के खुलने तक वह गुरुकुल में 
ही रहे | काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ तब 
राष्ट्रध्येयोन्मुखी शिक्षा के केन्द्र थे और यही तत्कालीन आवश्यकता भो थी । 


आज प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी और शिक्षा मन्त्री श्री कृष्णचन्द्र पंत प्रच- 
लित शिक्षा प्रणालियों को खामियों का अनुभव करते हुए इसे आमुल-चुल 
बदलने की बात कह रहे हैं । भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, अराष्ट्रीयता, 
अलगाववाद तथा जातिगत भेदभाव के बढ़ते हुए माहौल में विश्वविद्यालय व्यर्थ 


[ ७ ] 


मालूम पड़ने जगे हैं। प्रतिभाओं के विदेश में पलायन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति तथा 
गैज्ञानिकों, इन्जीनियरों, डाक्टरों तथा बुद्धिजीवियों का आक्रोश तथा कभी- 
कभी आत्मघात और बेरोजगार उपाधिधारी युवकों का सड़कों पर माचंपास्ट 
शिक्षा के खोखलेपन को उजागर कर रहा है। गत वर्षों मों नारा दिया गया कि 
शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बढाया जाए पर आज भी हम जहाँ के तहाँ हैं ।हर 
क्षेत्र मों यह अनुभव गहरा हो रहा है कि नैतिक-मूल्यों और चरित्र का पतन 
जितनी तेजी से हो रहा है, उसे कंसे रोका जाए ? शिक्षणालय तोड़-फोड़ की 
राजनीति से कंसे मुक्त हों और अध्यापक तथा विद्यार्थी राष्ट्र-निर्माण की धारा 
से जुड़कर किस तरह जीवनोपयोगी तथा समाजोपयोगी कार्यों में दत्त-चित्त हों ? 
स्पष्ट है कि शिक्षा को अब मृल्योन्मुख होना चाहिए। जब तक मानव-मृल्यों और 
शिक्षा में अन्त:सम्बन्ध स्थापित नहीं होगा तब तक चरित्र के पतोन्मुख पोत 
की रक्षा नहीं हो सकती । मानव मूल्य यद्यपि सनातन तथा देशकालातीत हैं 
तथापि उनका स्पष्टीकरण तथा व्यवहारीकरण आवश्यक है । शिक्षा पोधथियों 
तक ही सोमित न होकर जब समाज के स्तर पर प्रसारोन्मुख होती है तब इन 
मूल्यों के जीवन में अवतरण की आवश्यकता अनुभव होती है । रोजी-रोटो के 
साथ साधकों की पवित्रता का होना भो नितान्त जरूरी है। बालक के देहिक, 
बौद्धिक, भावात्मक विकास के साथ-साथ उसका मनोविकास तथा आत्मविकास 
भी होना चाहिए। अतः शिक्षा का एक ऐसा व्यापक का्य-क्रम तयार होना 
चाहिए जो उसके चरित्र और व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास के साथ उसमें 
निहित (पूर्ण मानव” को उजागर कर सके । इसके लिए मानवीय मृल्यों के 
शिक्षण का व्यापक पाठ्यक्रम तेयार करना होगा जिसमें संकीणं राष्ट्रवाद के 
विपरीत, मजहब और सम्प्रदाय के विरुद्ध तथा जाति-पाँति, वर्ग-भेद से ऊपर उठ 
कर मानवतावादी वृत्तियों के विकास में सहायता मिले । आत्मनिर्भरता तथा 
आत्मनिपुणता के साथ सामाजिक निपुणताएँ अर्जित करना भी उसके लिए 
आवश्यक है। सत्य, अहिसा, अस्तेय, ब्रह्म चये, अपरिग्रह, स्वास्थ्यरक्षा, शुचिता, 
आहार-विहार, स्वावलम्बन, राष्ट्रीय परिधान, नियमपालन, ईमानदारी, सामा- 
जिक न्याय, बंधुता, मित्रता, सोहादं, सहिष्णुता, कत्त व्यनिष्ठा, दायित्वबोध, 
प्र म, भक्ति तथा सहजीवियों के विकास की चिंन्ता उसकी व्यावहारिक शिक्षा 
के अंग हों । ग्राम-सेवा, रोगी-सेवा तथा समाजसेवा उसके पाठ्यक्रम के अनि- 
वाय॑ हिस्से हों । कल्याणकारी राज्य के लिए शिक्षा का आध्यात्मिक तथा सार्जग- 
जनीन आधार स्थापित होना जरूरी है। इसके लिए भारतीय संस्कृति के सार्ग- 
भौम तत्वों का क्रमबद्ध स्पष्टोकरण, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि के सदर्भ में इतिहास का 
अध्ययन, सभी धर्मों के मुल-भृत समानता रखने बाले तत्वों की व्याख्या, स्व- 
तन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, सामूहिक गतिविधियों में अधिकाधिक भाग लेने 
की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, सामूहिक गतिविधियों द्वारा चरित्र निर्माण, विश्व के 


[ ८5७ | 


महामानवों की जीवनियों का अध्ययन तथा मानवीप मूल्यों से समन्वित विज्ञान, 
मानविकी तथा तकनीकी शिक्षा का उपयोग पाठ्यक्रम का रूप होना चाहिए । 
सामूहिक कायेक्रमों से न्याय, सहिष्णुता, समानता तथा त्यागभाव को सीखने में 
सुविधा होती है। ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्थानों की सरस्वती यात्रा, पुस्तक प्रद- 
शंनी, पत्रिकाओं का सम्पादन-प्रकाशन, मॉडल तेयार करना, नदी, बाँध, पर्नत, 
तथा भौगोलिक महत्व के वनों तथा स्थानों का सर्वेक्षण, विज्ञान मेला, तकनीकी 
कार्यशाला, विधानसभा तथा संसदीय कायेप्रणाल्ी का अवलोकन और समय- 
सारणी की पाबन्दी उसे बहुश्र त, बहुनधीत तथा जीवनोपयोगी बनाने में सहा- 
यक सिद्ध हो सकते हैं । शिक्षण-साधन के प्रकारों में भी ग्रामोफोन रेकार्ड, टेप, 
टी०वी०, फिल्म प्रोजेक्टर, रोलप्ले, चित्रपट शिक्षण तथा मानवमुल्यों के चार्ट 
और तस्‍वीरें सहायक हो सकती हैं । वस्तुतः शिक्षा सत्याचरण और सत्यान्वेषण 
की निरन्तरता है अत: उसके व्यक्ति-विकास तथा समाज-विकास के उद्दं श्य को 
पृथक्‌-पृथक करके नहीं देखा जा सकता । मानव धर्म, सामाजिक आचरण,सामा- 
जिक न्याय, शांति तथा प्र म वे मूल तत्व हैं जिनसे समन्वित शिक्षा मनुष्य का 
सर्वांगीण विकास कर सकती है। आज यदि प्रचलित शिक्षा में परिवर्तन करना है 
तो उसे मृल्योन्मुखी बनाना जरूरी होगा । 


खुशब्‌ का एक शिलालेख डूब गया 


हिन्दी के प्रसिद्ध गाँधीवादी कवि भवानीप्रसाद मिश्र नहीं रहे । 
उनका जन्म २४ मार्च १८१३ को होशंगाबाद की तहसील सिवनी के टिगरिया 
ग्राम में हुआ था । १८३४-२४ में उन्होंने बी० ए० किया । हिन्दी, संस्कृत और 
अंग्र जी उनके प्रमुख विषय थे । इसके बाद स्वतन्त्रता आन्दोलन में कूद पड़े । 
४२ में गिरफ्तार तथा ४५ में जेल से छूटे । जेल से छूटकर महिला आश्रम वर्धा 
में अध्यापक हो गए । मिश्र जी के प्रिय ग्रन्थों में गुप्त जी की भारत-भारती तथा 
लाला भगवानदीन की वीर पंचरत्न के अलावा कानपुर के राख्देवी प्रसाद पूर्ण 
की रचनाएँ थीं । १८३० से नियमित रूप से कविता लिखनी प्रारंभ की । उनकी 
प्रारम्भिक रचनाएं कलकत्ता से हिन्दूपंच में प्रकाशित हुईं । मिश्र जी हिन्दी, 
संस्कृत, उदूं , मराठी, बंगला के अच्छे जानकार थे । १४३२-३३ में पण्डित 
माखनलाल चतुर्गेदी के सम्पक में आए तथा कर्मवीर में रचनाएं भेजने लगे । 
कलकत्ता से ही हेमचन्द्र जोशी तथा प्रभातचन्द्र शर्मा के सम्पादन में प्रकाशित 
“आगामी कल' में भी उनको रचनाएं छपीं । अज्ञय और अमृतराय इन रच- 
नाओं से प्रभावित हुए । ४५ के बाद हँस में रचनाएं छपीं और अज्ञय जी ने 
दूसरे सप्तक में उनकी रचनाएं छापी । १८५३ में गीतफरोश नामक संग्रह छपा 
जिसकी प्रसिद्ध कविता “जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं किसिम-किसिम के 
गीत बेचता हूँ! सम्मेलनी कवियों पर व्यंग थी । रचनाकार को यथार्थस्तर पर 


[ ५१ ै 


जोवन-निर्वाहगत कठिनाई को लक्षित करते हुए उन्होंने कहा था कि यश- 
सम्मान आत्मप्रगंचना है। रचना से धरातल से उतर कर सामान्य जीवन जीने 
से कितने अन्तविरोध हैं-- 


है गीत बेचना जैसे बिलकुल पाप 
क्या करूँ मगर लाचार 
हार कर गोत बेचता हैं । 


जीविका के सिलसिले में हैदराबाद,* मद्रास, बम्बई और दिल्ली घूमे और 
अन्त में गांधी वाड मय के सम्पादन के सिलसिले में शांति प्रतिष्ठान से जुड़ गए । 
खादी में लिपटे भवानी भाई खादी को वस्व नहीं, विचार मानते थे। उन्होने 
कविता को जड़ता की व्याकरणपरस्त भाषा से अलग कर आम आदमी के साथ 
जोड़ा और कहा कि कविता यदि जन-जीवन की अभिव्यक्ति है तो उसे जन- 
सामान्य की ही तरह होना भो चाहिए-- 


जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, 
और हम से बड़ा बन कर दिख । 


कविता को आत्मीयतापूर्ण पाठक दिलाने का जो सिलसिला बच्चन से 
शुरू हुआ था वह भवानी भाई में जन-वाणी बनकर गरुजित हुआ । जिंदगी 
को यदि कविता के बोल सुनते हुए बार-बार दुहराने की इच्छा न हो तो वह 
शब्दों से लदी फंदी बोझ की गठरी है। तात्कालिक संदर्भों से जुड़कर भी उसमें 
आत्मा की गज होनी चाहिए। उनका कहना था-- 


ये कमल के फूल लेकिन मानसर के हैं 

मैं इन्हें हें बीच से लाया, न समझो तीर पर के हैं 
भूल भी यादें अछ्ती भूल हैं 

मानसर वाले कमल के फूल हैं । 


मिश्र जी को प्रमुख रचनाएं हैं--गीतफरोश, चकित है दुश्ख, अँघेरी 
कविताएं, गाँधी पंचशतो, बुनी हुई रस्सी, खुशबु के शिलालेख तथा त्रिकाल 
संध्या । त्रिकालसंध्या 'आपात्काल' की रचनाएं हैं। सींखचों के बीच भी वह 
मानवमुक्ति के उदगाता रहे । मन्त्र की सम्पूर्ण गरिमा को उन्होंने चरिताथ 
किया । दो वर्ष पूर्ण भारतमाता मन्दिर में उनका पदापंण हुआ था। श्री कमल 
कान्त बुधकर उन्हें लेकर आए थे । जीवन के थपेड़ों से टूटे हुए किन्तु खादी जैसे 
निर्मल शब्दों के खुशबू वाले शिलालेख के रचयिता को प्रणाम कर पाने का 
अवसर कम पृण्य की बात नहीं थी । आज जब वह दिवंगत हो गए हैं तो उन्हें 


[ परे ॥ 


एक जगह बाँधकर कंसे रखा जा सकता है ? कविकर्म की पेचीदी से शब्दों को 
खुला रूप देकर उन्होंने कविता और जीवन को सहजता दी। कविता और सामा- 
जिक निष्ठा उनकी अन्त तक सहधर्मिणी रहीं। उनका उद्घोष था-- 


घटनाएं हम तक आए' 
इससे अच्छा है कि हम घटनाओं तक जाए ॥ 


गुरुकल के स्नातक श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार नहीं रहे 


हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रकार, नाटककार, निबन्ध तथा कथाकार श्री चन्द्र- 
गुप्त विद्यालंकार का जन्म १८०६ में मुजफ्फरगढ़ जिले में हुआ । हिन्दी में 
सोमर सौट माम की कहानियों के शिल्प-सौन्द्य का अवतरण उनकी कहानियों 
से हुआ । पाश्चात्य शिल्प और तकनीक का उपयोग उन्होंने नाटकों में भी किया 
है। उनके कथा-संग्रहों में 'वापिसी', एकांकियों में कास्मोपोलिटन क्लब तथा 
सम्पूर्ण नाटकों मों अशोक, देव और मानव तथा न्याय की रात प्रसिद्ध हैं ' गुप्त 
जी में काव्यात्मक भाव॒ुकता अधिक है और इसीलिए कहानियों और एकांकियों 
में वह जितने सफल हुए हैं, उतने सम्पूर्ण नाठकों में नहीं । १८३८ में हँस का 
एकांकी विशेषांक निकला | एकांकी के शिल्प पर श्रो विद्यालंकार ने ७ आपत्तियाँ 
उठाकर एकाँकी की उपयोगिता और तकनीक को ब्यवस्थित किया | यह लेख 
इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा कि इसके बाद एकांको का साहित्य में स्वतन्त्र स्थान 
बन गया और उसका तकनीक व्यवस्थित हो सका । श्रो गुप्त के ग्रुरुकुलीय 
संस्कार इतने प्रखर रहे कि उन्होंने अपने एकांकियों में आधुनिकता पर प्रहार 
करते हुए व्यावहारिक आदर्श की प्रवृत्तियों को प्रमुखता दी । नाटकों में सामा- 
जिक विघटन और इन्द्र की स्थितियों को विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत करने के 
लिए भी उन्हें याद किया जाएगा। गोरा, बचपन, संदेह, आँसू, शराबी, पगली, 
ताड़ का पत्ता तथा मास्टर जी उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं । 


श्री विद्यालंकार, डा० सत्यकेतु जी के समय क्रान्तिकारी साहित्यकार 
श्री मन्मथनाथ गुप्त, श्री विष्णुप्रभाकर प्रभूति साहित्यकारों के साथ ग्रुरुकुल 
कांगड़ी आए थे । उनका भाषण भो हुआ था| आज उनके निधन पर हम एक 
रिक्तता का अनुभव करते हैं। गुरुकुल के कारण वह हमारे अग्रज हैं और हिन्दी- 
सेवा के कारण वह हमारे नायक । ऐसे सहृदय, साहित्यिक मित्र तथा निश्छल 
साहित्यकार को श्रद्धांजलि अपित करते हुए लेखनी स्वयं पवित्र हो रही है । 


--बिष्णदत्त राकेश 


